$ Saptrishi - 5085 Rs. 40/- Vol - 1 & II JAN-APRIL - 2009 


TC 


स्व, प्रो, भूषण लाल कौल 
(5 सितम्बर 1941 - 16 फरवरी 2009) 
TA 16 फरवरी 2009 को कश्मीरी तथा हिन्दी भाषा साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान, साहित्य 
एवं समाज के अद्वितीय संगम, लोक प्रिय कथावाचक स्वः Hl. भूषण लाल कौल का दिल्ली में 
___ आकस्मिक निधन हुआ। शोक की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर विचार मंच स्वश भूषण लाल 
` कोल के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर प्रो. कौल की आत्मा को शांति 
r परिवार व समाज को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे दें। 


eS 


प 


ES 


जि य 8 7 शिया 
à A Heerath Special 


THE JAMMU KASHMIR VIEW POINT 


_Saptrishi - 50088 ... OL - I em i - 5085 Vol - I & II JAN-APRIL - 2009 


CONTENT 


गवाक्ष 4 


EDITORIAL 5 
ENGLISH SECTION 


SHIVRATRI - ITS SPRITUAL ESSENCE 


V. N. Jotshi (Bhat) , 6 
HE'ARATH, VATUKH - SHIVA RATRI 

S. N. Pandit 40 
MAHA SHIVRATRI FESTIVITIES 

Dr. R. L. Dhar 14 
SHIVRATRI OF MY RITUALS 

Dr. Roshan Sarat 16 
HAR RAATRI /-SHIV RAATRI—A PERSPECTIVE 

Dr. R. L. Bhat 17 
ORGANISATIONAL 19 


[हिरथ पर विशेष 


कश्मीर में शिवरात्रि - हेरत / हेरथ 


- स्व, प्रो, (डाः) भूषण लाल कौल 29 
जगत्‌ सत्ता - एक अध्ययन 
- वी. एन. ज्योत्षी (भट्ट) 32 


EDITOR-IN-CHIEF CIRCULATION MANAGER EDITORIAL OFFICE: The views expressed 
DR. M.K. BHARAT Ashok Pandit (New Delhi) within are those of the 
Dr R. K. Bhat (J&K) Sharda Bhawan, writers and donot 
Editor (English) fer Nagan Bohri, necessarily represent 
DR. R. L. BHAT the views of vichar. 
PRINTED AND PUBLISHED | SUB-OFFICE: Vichar Often presents 
Editor (Hindi) BY: views that we do | 
DR. SANGEETAGOEL Ramesh Gupta on behalf of | 404/C -19 , Mahagun Estates entirely agree with, 
Jammu Kashmir Vichar Shalimar Garden Ex-II, because they may still 
Editor (Kashmiri) Manch, Rehari Colony Sahibabad, Gaziabad contain information 
SUNITA(RAINA)PANDIT | Jammu. Pin-201005 which we think is 
E-Mail: valuable for readers. 
jkvichar92@yahoo.com Ed. in- chief 
El Per copy Rs. 20 Special Issue Rs. 40 Yearly Subscription Rs. 100/- 


हेरथ के मनाने की प्रक्रिया पर एक नजर 
-त्रिलोकी नाथ पण्डित 'वानप्रस्थी' 
[रिपोट | 
शहीद पं. प्रेम नाथ भट्ट की 19वीं पुण्यतिथि पर विशेष 
ताकि सनद 
छलावे की राजनीति से त्रस्त हैं विस्थापित 
मार्तण्ड की कलम से 
श्रद्धांजलि 
प्रो. रामनाथ शास्त्री / प्रो. भूषण लाल कौल 
श्रमशील लेखक प्रो, कौल 
समाज ने दी प्रो. भूषण लाल कौल को भावभीनी श्रद्धांजलि 
जवाब कुस दियि 
प्रतिस्माति 
एक समर्पित अनुसधित्सु, तुलानात्मक अध्ययन के विशेषज्ञ 50 
गतिविधियां 
प्रस्तुतिः डा. भरत 
वावस कुन 7७ 
— अर्जुनदेव 'मजबूर' 
हेरथ मॉज आये / परु लीला 
-प्रेम नाथ शाद 
लीला / गज़ल 
-जे. एन. सागर 
साई बाबा/ माजिकुन 
-मोती लाल 'मसरूफ' 


सोन कर पाये/कृष्णु भगवान 
-जवाहर लाल सरूर 


35 


40 


43 


45 
47 
47 
48 


53 


21 


25 


26 


27 


28 


*''वोट का अधिकार मांगा तो जेल” गत 30 अप्रैल को मूठी में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट मूवमेंट के 
कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस (ऊपर) 
*मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करते कश्मीरी विस्थापित (नीचे) 


AL 0 c MM O ————M———— 


गवाक्ष 


महाशिवरात्रि के बाद हेरथ का यह विशेषांक इस बात की ओर संकेत करता हे कि किसी भी पर्व 
उत्सव, महोत्सव की निर्धारित तिथि चले जाने के बाद उस मांगलिक पर्व की उपदेयता कम नहीं होती वरन्‌ 
उसके बारे में उठी जिज्ञासाओं पर चिंतन करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उत्सव का आना और 
उसे सम्पन्न कर अपने दायित्वों की इतिश्री करना, चिंतनशील प्राणियों का धर्म नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता 
यह भी होनी चाहिए कि हम जिस उत्सव को मनाते हैं, उस के बारे में कितना जानते हैं और कितना 
जानना अभी शेष है? ver पर विशेष सामग्री देने का यह प्रयास भर B इस संदर्भ में पाठकों की 
प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी कि हम इस प्रयास में कितने सफल हुए हैं। 
इस बीच १६ फरवरी को साहित्य एवं संस्कृति के विरले प्रचारक प्रो, भूषण लाल कौल के 
आकस्मिक निधन से विचार” पत्रिका ने एक सलाहाकार सम्पादक को खोया है। जम्मू से प्रस्थान करने से 
पूर्व उन्होंने 'विचार' के कश्मीरी और हिन्दी अनुभाग के लिए अपना योगदान देने पर सहमति व्यक्त की थी। 
जम्मू रेलवे स्टेशन पर जाते-जाते वे कश्मीर अनुभाग के लिए कुछ रचनाएँ भी दे गए और फिर एक 
अन्तहीन सफर के लिए चल पड़े। उनका शिवरात्रि पर लेख इस अंक की एक अनमोल कृति है। 
हम 'विचार' परिवार की ओर से दिवंगत प्रो, भूषण लाल कौल, डोगरी के साहित्यकार पद्मश्री प्रो, 
रामनाथ शास्त्री तथा कश्मीरी कहानीकार हरिकृष्ण कौल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 
गत फरवरी मास के मध्य में ही जम्मू कश्मीर विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनुपम कौल की 
माताश्री स्व, शांता कौल का स्वर्गवास हो गया, उससे पूर्व अनुराधापुरम जम्मू में संगठन के जनरल कौंसिल 
के सदस्य श्री मखन लाल Hee के पिताश्री नादजी wee (ल्यद्दू पुलवामा) तथा श्री के एल धर की 
माताश्नी श्रीमती रूपावली धर (चकूरा, पुलवामा) का निधन हो गया। हम विचार मंच की ओर से स्व. शांत 
कौल, स्व, नादजी "ec तथा स्व, रूपावती धर के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा ईश्वर से 
उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति 
प्रदान करें। 
परिवार के किसी भी सदस्य का खो जाना वज़पात के समान होता है। ऐसे में शाश्‍वत सत्य भी क्रूर 
लगने लगता है और श्रीमदभगवदगीता का यह श्लोक “जातस्य हि धुवो gafi जन्म मृतस्य च, 
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचि तुमर्हसि” का जाप करते-करते भी हम विचलित से हो जाते हैं। अमूल्य 
सदस्य के रिक्त स्थान की भरपायी तो कभी हो ही नहीं सकती, केवल समय परत-दर--परत घावों के ऊपर 
लेप लगाकर उनके रिसाव को कुछ कम अवश्य कर देता है और हमें यह लगने लगता है कि हम दुख 
से उभर गए BI सही में यह दुख से उभरने की स्थिति नहीं होती वरन्‌ दुख कहीं हमारे अवचेतन में अपना 
घर बना लेता है। जब कभी जीवन की आपाधापी में हम किसी ठण्डी wj की कामना करते हैं और कभी 
अपने भीतर में खो जाते हैं तो उस समय यह अवचेतन मन मुखर होकर हमारी चेतनता को चुनौती देता 
है। उस क्षण हमें अपनों की याद फिर सताती है। 
विचार” पत्रिका का प्रकाशन नियमित रूप से हो, इस हेतु सम्पादकीय सहयोग तथा सामग्री 
संकलन के लिए विद्वत जनों से सम्पर्क साधा जा रहा है।-इस बार कश्मीरी कवि मोती लाल मसरूक ने 
कश्मीरी अनुभाग में अपना योगदान देकर हमें कृतार्थ किया है। 


VICHAR °4° 


Editorial .............. 


HEERATH SPECIAL 


Heerath is the most significant religious celebration of Kashmir. It is one of the most ancient Mahootsav 
celebrated by the Kashmiri Hindus. Yet what may be said to set it apart as a unique Mahootsav is its 
comprehensiveness. While the Mahootsav proper is spread over the full first fortnight of Phalgun, it practically 
extends over the first eight days of the next fortnight as well. No other Mahootsav is so spread out either in the 
valley or in the rest of the country. Though some celebrations in certain tribal community are extended over a 
period of time like, say, the tribes of Madhya Pradesh, they are not religious festivals. Though Heerath does have 
social celebratory components, the purely religious ceremonies of the Mahootsav are extended being slated for 
all the fifteen days. 


Heerath is also a well documented Mahootsav. The observances, celebrations and the various rituals to be 
followed are well detailed. Beginning with the earliest record of the people and practices of the valley, the 
Nilamat Puraan dated prior to 4" century of the Christian era, the Mahootsay, its essentials and prerequisites, 
observances etc. are described in a number of treatises. A rather extensive compilation of 1957 called Shiv 
Raatri Nirnai, compiled by a galaxy of the learned Pandits of the time, is the latest one in this regard. The Nirnai 
takes stock of the essential practices, discusses the nature of the Mahootsav and lays down niyams and nirnais 
which are very significant in the observation of the Mahootsav. 


In a way Heerath can be taken as a summation of sorts of the celebrations and dharmic observances of 
the whole year which is near its completion when the Mahootsav falls. Kalhana says in his monumental work 
Raj Tarangini that almost every inch of land of the valley of Kashmir is sacred for one reason or the other. The 
hoary lore of the valley recorded in Nilamat Puraan shows that almost every day of the year is a holy utsav. 
While these dharmic utsavs doubtless are occasions for remembrance and submission to the almighty lord, the 
religiosity is neither dry nor detached from the day to day life, its activities and imperatives. 


Indeed, the utsavs, as described in the Nilamat consisted of the primary dharmic puuja followed by the 
secondary social components which were free, unhindered celebrations without any discriminatory or restricting 
features. Men, women and children participated in both the religious and social aspects of the utsavs on an equal 
footing. Contrary to the perceptible gender bias imposed in the medieval depredations, the utsavs in this lore 
were not only incomplete without the active participation of the female half of the populace, but a majority of 
them pertained to the women folk only and men were out of them. One particular utsav was dedicated to the 
worship of the women themselves. Thankfully the celebrations have now again attained that egalitarian character. 


Heerath is a prime example of this egalitarian nature of the religious observance of this land. Its 
comprehensive nature encompasses both the social and dharmic aspects, includes all the members of the family 
in its ambit, takes a full cognition of the different components of the society and joins the people both the relations 
as well as the rest of the members by its inclusive character. The Mahootsav of Heerath can be seen as an 
action replay of the whole year, a joint effort of the full family and enterprise of the whole society. No wonder its 
significance has been accentuated even more in the straits of exile, which the community of Kashmiri Hindus 
has been living in for the last two decades now, 


We have great pleasure in placing this special HEERATH NUMBER of VICHAR in your hands. Here 
we have endeavoured to revisit the dharmic Mahootsav in its dharmic aspect of letters as to how the Mahootsav 
is to be celebrated as well as how that injunction is actually followed in practice. It is gratifying to note that the 
ethnic community of Kashmir has not allowed those rich traditions fade in its exile from the valley. 


-RL Bhat 


VICHAR 5० 


SHIVRATRI - ITS SPRITUAL ESSENCE 


-K N. Jotshi (Bhat) 


Pn अअ 


Shri Vatoknath Bairav is the main deity 
worshiped during Shivratri Bairav is a synonym of 
Lord Shiva. In fact, several Bairavs assuming 
different names the deities, which cover the whole 
Kashmir Valley and are the symbols of Shiva- the 

ultimate reality, 


By the name Shiva we mean Shakti is inherently 
employed, 


RITUALASPECT OF SHIVRATRI 


So far as ritual aspect of Shivratri is concerned 
it is a festival which starts in the dark fortnight of 
Krishna Paksh of Phalgun i.e dark fortnight of 
February / March starting from first day of fortnight 
commonly known as Hur Akdoh. From this day 
commences a week long activity of cleaning and 
washing of clothes, utensils and sanctifying the 
whole house with incenses and dhoop etc. The 
preparation for the festival. is made with joy and 
pleasure in which small children indulge to full 
measure, As Ganesh Utsav is to Maharashtrian, 
Durga Pooja is to “Bengali, Bihu is to Assammies 
and Pongal is to Tamils, so is Shivratri to Kashmiri 
Hindus or Pandits and they christen it as Heerath. 
Shivratri is celebrated here great with enthusiasm 
and giety, which make it unique. 

On 8th day of Shivratri Festival known as 
Hur Atham, people celebrate with pooja, recitation 
of Shiv Bhajan, Mahimnastrutra etc. throughout the 
night in homes and temples. In Srinagar devotees 
visit Hari Parbat and Pukhribal Shrines and offer 
Pooja to Godess Sharika who is considered as 
presiding diety of Srinagar. 

On 9th day daughters visit their parental homes 
and return on the 10th day to their In-Laws w,th 


Kangri, Salt, Bread and Atgat (some cash) and even 
new clothes to newly wed brides. As per family Reeti 
(tradition) vegetarian or non- vegetarian dishes are 
prepared specially for the day. 


Then from 11th day Shivratri celebrations start 
by cleaning the place selected for the performance 


of Vatak Pooja (usually in Thokur Kuth-the prayer 
room) 


On 12th day Vagur Bah normally the potter 
would come with earthen ware pots used in pooja 
and would be paid handsomely for it. Vatuk Samagri 
consisting ofherbs, Dhoop, Ghee, Til (sesam seed), 
camphor, flowers, Patri,Grass Rings (Aari), Vasur, 
Tilak, Incence and Kand (Candy sticks) is collected 
and kept in one side of pooja room. Small earthen 
pots (Vagur) is filled with offering of cooked rice, 
vegetarian or non-vegetarian dishes etc,. and pooja 
is performed. 


On 13th day named Harchtruvah, these earthen 
pots are filled with walnuts and fresh water. Usually 
youngst women of the household or newly wed bride 
are given this honour. “Then pooja starts from dusk 
to mid-night when candies, milk, curd etc. is offered 
to Vatuk Noat (Pitcher) symbolizing Vatuk Nath 
(Lord Shiva) and Vatuk Chod (Small Pitcher) 
symbolizing Parvati. It may be mentioned that there 
are following earthem pots like 

a) Sanpatlu 

b) Dopzoor 

c) Saligram 

d) Dulj 


e) Sanivari 


VICHAR °6° 


f) Eleven small pots for different Bairvas are 
also worshiped alongwith Vatuk Nath; the main 
diety. 


All these eleven pots are filled with cooked rice 
and dishes. There is another Dulji (small pot) for 
Rishi where only vegetable dishes are offered. 


Whole family attends Pooja. After Pooja 
Archana, sumptious dishes already prepared for 
the ocassion, {both veg. and non-veg. as per the 
particular reet (tradition) of the household} are 
enjoyed jointly by ttie family members. 


Next day is called Salam. On this day friends, 
relatives, neighbourers greet their Hindu brethreen 
with gifts and in return they are entertained with 
different dishes especially cooked fish and nadroo. 
Youngsters get Harch Kharach (pocket money) from 
the elders. 


Upto Amavasya (15th day) the process of Pooja 
Archana continues both in Morning and Evening. 
On 15th day Vatuk- Raz is carried to river bank 
where all the water of the pitcher is immersed in the 
river after ceremonial pooja. After this, water- 
soaked walnuts are distributed to all relatives, 
neighbours, friends till, Til Ashtami. On this day the 
great festival of Shivratri concludes. In the evening 
of Til Ashtami lamps are lighted (Usually eleven) and 
kept at different spots of the house. 


This socio-religious festival has unique 
importance for Kashmir Hindus. Though the 
present- Exodus has disturbed the traditional cultural 
mosaic of the festival, yet the ritual and festival 
continue with fervour and all kashmiri Pandits, 
whereever they live at present, celebrate it religiously. 


It is creditable that K.P’s in their present plight 
have upheld these customs and are nourishing their 
culture with whatever limited means at their 
command. Shivratri coincides with the change of 
climate and beginning of Happy Spring season. 


SPITITUALASPECT OF SHIVRATRI 


Shivratri is more or less dominated by the 
ritualistic part of spiritual pursuit. Ritualistic pooja 
commences from first day and concludes on Til 
Ashtami i.e 21 st day. Votak Natha Bairava is the 
diety worshiped. Bairavais synonyms of Lord Shiva. 
By Bairava we mean Ba= Maintainence of Universe 
Ra= withdrawal of Universe Va= Projection of 
universe. Thus Bairava is one who brings about 
Shristi, Sithiti and Samhara of the universe. 


Lord Shiva's duties are five ford : 


1. Creation (Brahama.) 


2. Sustenance (Vishnu). 
3. Absorption (Rudra). 
4. Emanation (Mashevra). 
S: 


Emanicipation (Lord Shiva). 


There five fold roles are associated with the 
five Mahaboots (elements) viz earth, water, fire, air 
and ether 


According to the Sri Vatulnath Stotram, Shiva 
is the holder of five fold divine energies which are: 


1) The energy ofdivine consciousness (Chit) 
2) The energy of divine bliss (Ananda) 

3) The energy of divine will (Echha) 

4) The energy ofdivine Cognition (Jnana). 
5) The energy of divine act (Kriya). 


Universal being takes place by the unificiation 
five fold divine energies with Lord Shiva (Bairava). 
“Bairva holds within Himself the entire universe by 
reducing all Shaktis to Sameness with Himself and 
inasmuch as he completely devours within Himself 
the entire mass of ideation which is responsible for 
sense of difference. (Commentary 5.5 Vim 1/5) 


So experience within realm of wisdom of 


VICHAR य* 


Bairavais only Parkasha which illumines everything 
from within whether it is mind, the intellect, the 
subsonscious mind or the ego. It is Shiva in the form 
of Vimarasha who surveys from within everything 
which is illumined by Purkasha. Shiva is entire 
cosmos in the form of Parkash and Vimarsh. By 
strengthing this awareness the maxim" Loose yourself 
to find yourself, to seek yourselfis to loose yourself?” 
is to be followed. There is no Shiva without you. 
You are nothing but Shiva. Achayra Utpaldev 
describes this condition as :- 


शिवो भूत्वा यजेतेति भक्तो भूत्वति कथ्यते | 
त्वमेव हि वपु सारं भक्तैरद्वय शोधितम्‌ | | 
SJV 1/14 


(Worship Lord Shiva after becoming Lord Shiva 
Himself. This is what has been said by the ardent 
devotees because they are experienced and in real 
sense clarified that Shiva is universal Being. ) 


The 13th day of dark lunar fortnight falling in 

the month of Phalgun is considered as auspicious. It 
is common with devotees to follow the tradition of 
observing fast, performing pooja and reciting hymns 
and Stutis throughout the night. But elevated devotees 
believe and have experienced that on Shivratri doors 
for higher levels of consciousness to Shiva's 
transcendental abode is open and therefore Shiva's 
Grace comes forth. 


Acharya Utpaldev has beautifully described 
Shivratri as under :- 


ज्योतिरस्ति कथयापि न किचिद्ठि 
श्वम्यप्यति सुषुप्तशेषम्‌ 
यत्र नाथ शिवरात्रि पदेऽस्मिन्‌ 
नित्यमर्चयति भक्तभाजनस्त्वाम्‌ | | 
S.T.V. 15/17 


O lord in this Shivratri where there is no 
perception of internal and external senses i.e. where 
there is no knowledge of difference of knower and 
known and where because of disappearance of all 


dualism whole universe is in deep sleep in that 
Shivratri (merger with Shiva) your elevated devotees 
are Worspping you. 


Almost every Agma of Kashmir Shavism is 
based on knowledge that expresses itselfin the form 
of dialogue between Shiva and Parvati. At the 
conclusion of each Agma Shiva and Parvati unite 
into one reality. This marriage of universal 
consciousness ( Shiva) and Universal Bliss (Parvati) 
is the real essence of Shivratri. 


At another place Acharya Utpaldev the 
enunciator of pratibyjna system of Trika Philosphy 
describe Shivratri as under: 


यत्र सोडस्तमयमेति विवस्वां 
ATT: प्रभृतिभिः सह सर्वे: | 
कापि सा विजयते शिवरात्रि: 
स्वप्रभा प्रसर भास्वररूपा | | 
S.T.V. 4/22 


(Asa fruition of devotees consummated Sadhna 
) In that inexplicable situation where Sun (Pran/ 
Subjectiveness), Moon (Apan/objectiveness) and 
all stars (Cognative facilities or thought constructs) 
are withdrawn and unlimited expense of inherent 
brilliance Shines Shivratri be victorious. 


Actually Shivratri is a bright night for Yogis and 
dark nights for limited beings because limited beings 
feel only darkness at night. In Shri Bhagwatgita “Yogi 
awakes what appears night for others. Similarly what 
appears day to others that same is night for Muni 
(perfect being). Wake full aweareness self- 
consciousness, which in other words is ultimate 
reality. 

In Ishwar Pratiyabiina which contains all secrets 
of Agma it has been said: 


संसार नास्य प्रवर्तयिता सप्ते 
जगति जागरूक एक एव परमेश्वर 


VICHAR °8° 


(Commentany SSV3 


When the whole world is sleep only the highest 
Lord the producer of the whole world drama is 
awake. To explain further there is a story. Once there 
lived a crow King and Owl king. Both lived with 
their friends in the same forest on their respective 
trees. One day they met and the crow asked" Why 
do you work at night." The Owl replied, “ 0 friend it 
is you who works at night". Then heated arguments 
were exchanged. As they argued the day wore on 
and became night. The Owl said, * 0 King of crows 
now it is day". The crow replied" No friend it is 
night" . They began to fight. At that time a swan 
arrived and said” Don't fight you are both right what 
is day for a crow is night for an Owl. What is day 
for owl is night for a crow." In the same way an 
ignorant person's day of sense pleasures and 
possession is night for a Yogi and is to be renounced. 
All Pervasive light of Bliss is night for ignorant 
person. The advice and teaching of Satguru is "Let 
us turn that night of ignorance into day and so that 
we are filled with ecstasy and joy”. 


The world is Bairava (Shiv) and Shiv is in the 
world. A walnut tree springs from one walnut. 
Similarly the universe which is full ofinfinite form 
springs from Shiva and exists in Shiva- the supreme 
consciousness. 


Mention needs to be made here that on Shivratri 
walnut is soaked in water and sanctified by Mantra 
"Aum, Hrin, Shrim, Devi, Puter, Vatuknathay, Nama" 
It is believed to be a sacred act to distribute soaked 
walnut to all relatives, friends, neighbours, peasants 
so that these get cultivated as soaked walnut has 
wonderful power to regenerate from its seed form 
to big tree of Bliss. This is perhaps the under lying 
significance of the walnut usage on Shivratri. 


In Trika system darkness of night denotes 
ignorance .... which in turn denotes imperfect 


knowledge - and is characterized by dualistic thinking 
which separates individual being fom the Absolute 
(Shiv). So Acharya Utpaldev has desired that such 
darkness should not prevail at all 


महाप्रकाश वपुषि विस्पष्टे भवति Rerc | 
सवतोऽपीश तत्कस्मात्तमसि प्रसराम्यहम्‌ | | 


STV 10/21 


0 Lord even though your illumined essence is 
complete and universally evident why then do I 
venture into the darkness of dualistic objectiveness. 
From Svacchand Tantra coated by Acharya Khem 
Raj in Shiv Sutr Vimarshani (1/5) 


आत्मनो भैरवं रूपं भावेद्यस्तुं पुरूषः 
तस्यः मन्त्रा प्रसिद्धयन्ति नित्ययुक्तस्य सुन्दरि | 


0 Beautiful one (consort of Shiva/ Parvati) of 
the man who realized his Bairava nature by an 
apprehension ofan inner emergent divine nature and 
is thus united with the eternal, all the Mantras become 
effective being charged with power. This is the 
spiritual essence of Shivrarti. 


Mystic Perspective of Shivrarti: 


Bairava trom the point of view of the mystic is 
that Ultimate Reality in which Parkash i.e light of 
consciousness and Vimarsh or Etemal awareness 
of that light are indistinguishably fused. In other 
words Bairava is Param Shiva in whom Parkash 
and Vimarsh, Shiva Shiva and Shakti Bairava and 
Bairavi are identical. Bairava or Param Shiv 
embraces in himself transcendence and immenance 
or Shiv and Shakti. It is this Bairava that is the goal 
of the seeker, the characteristics of which is 
Swatantryar or Absolute Freedom. 


ITISHIVAM 


Talab Tillo, Jammu 


VICHAR *9« 


HE'ARATH, VATUKH - SHIVA RATRI 


4S. N. Pandit 


MR E णा 


Shiva Ratri is one of the most important festivals 
celebrated by Kashmiri Pandits. The festivities start 
from the first day of the dark half of the month of 

‘Phalgun” and these continue for the full fortnight. 
This festival has been prevalent in Kashmir and other 
parts of northern India especially the Himalayan belt 
since times immemorial. The first eight days are meant 
for cleaning the house and washing clothes, starting 
from the first day called Huri * O>kdo’, The word, 
‘Hur’ means the cotton piece of cloth, which is used 
as a scrub while besmearingthe house with brown 


clay-water mixture. 


The celebrations in the house start from the very 
first days. The elder ladies of the house start cleaning 
and washing the house and clothes after the long spell 
of winter and children open their small bags containing 
colourful cowries for a fortnight's celebrations. the 
same schedule of washing and cleaning continues for 
the full week. 


Huri A:Tham - The night of meditation. 


This day is considered as one of the holiest days 
of this fortnight dedicated to the worship of Mother 
Goddess ‘Ragnya’: On this day thousands of people 
visit Po»khribal situated to the east of the Hari 
Parbat hillock. Here is a small spring and temple of 


RA:gnya: Di.’vi: People take sweetmeats and 
pudding etc., for oblation and the devotees spend the 
whole night in prayers and worship. The local temples 
also are thronged with the local populace. 


The ninth day is meant for rest. In the evening or 
on the tenth day morning women-folk visit the houses 
of their parents. They generally return to their homes 
on the same day except in the case of the newly wed 


who return the next day or on the day of the main 


function, i.e., Shiva Ratri. Every lady is given a 


fire- pot, a pair of slippers. salt, bread, ATIho»r and 


atlgath (pocket money) by their parents/ brothers. 
They return to their houses with all these presents. 
The newly wed have to bring a number of additional 
presents for their in-laws in addition to those 
thentioned above. Generally they brings the following 


articles in a steel trunk or in a suitcase: 


1. A suit of clothes for her own self and for her 


husband, 


2. Some curd and bakery breads for distribution, 


among the neighbours and relatives of her in-laws. 


3. Batl-Syun. (Some rice and cash to meet the 


charges on account of feasting, etc.) 


4. He’rlts Kharleh ( cash gratification as a 
present for her husband, all the children and her 


youngsters at the in-law's house. 


Inthis way the tenth day is a day of spending for 
the father of the bride and the day of receiving the 
gifts for the groom’s family, It is probably due to this 
very reason that the day is called as ‘dya:rl dAham' 
or ‘the tenth day of transactions’ . 


Gad kath - 
The Day For of preparing the Feast 


The eleventh day is for selecting and purchasing 
of vegetables, fish etc., for the day of the main 
function. Women remain busy washing and cleaning 
all the vegetable etc, and for preparing dishes 
including fish. In the real sense the cheerfulness of 
the coming festival starts from this day. 


VICHAR *10* 


Varglri Bah- 
A Ritual Prior To The Main Function 


The root words appear to be "Vagesh Deadashi" 


which has taken the changed form of "Varglri Bah" 


in the sp 


ken Kashmiri. The literal meaning of the 
word" "Vagesh’ is * Brihaspati * the teacher (Guru) 
ofthe gods It also means a person who is an eloquent 
speaker. In view of the fact that "Va:gur’ is the 
deity who arrives a day earlier to inform about Shiva's 
marriage. hence the messenger is called "Fagesh'or 
Va:gur'. Besides other shades of meaning, it also 


means, Brahma. the creator of this universe. 


On the twelfth day a fresh earthen or a metal 
bowl is placed on a woven grass ring called. "Ari" at 
the place which is earmarked for decorating the 
"VaTukh" next day. The *Va:gur * a messenger of 
the coming deity and his marriage party, is placed at 


a well besmeared place. 


In the evening freshly prepared rice and 


vegetables are offered to it as an oblation. 
Shiva Raitri 
The Night dedicated to Lord Shiva. 


It is a very busy day for all the family members. 
Women start decorating the rooms and the place of 
the ‘VaTukh’ from early in the morning, Young people 
collect/purchase fresh flowers and other scented 
leaves like the ‘Bel’, leaves of the wood apple and 
*Patlr, etc. and prepare garlands of these flowers 
and scented leaves called 'Vuslri'. Small and big rings 
called. '"Vusiri' are made of paddy grass to serve as 
the seats for the deities. The elderly person/lady of 
the house observes a fast on this day till the offerings 
are made to the deity in the evening. The place ofthe 
deity, called the 'VaTakh KuTh' is decorated with 
flowers, buntings and portraits of different deities. In 
the mean time the potter comes with a coop of fresh 
clay pots. The ritual of ‘a:lath’ is performed soon as 


he reaches at the gate of the house. He gets 8 
handsome gratification from the head of the family 
at this time. He also gets the cost of the earthen pots 
that he brings on the next day. 


Immediately on the arrival of the pots, the whole 
situation of the house changes. The pots are 
decorated with garlands, flowers and scented leaves. 
The big pitcher and the medium one are filled with 
wainuts of the best quality. The ladies of the house 
start their chores in the kitchen preparing all the 
vegetables/ meat/ fish according to their family 
customs and traditions. The *VaTukh' was previously 
taken to the river Vitasta or to a local stream or spring 
for washing it and filling it with fresh water. Now 
taps are fitted in every house so the question of going 
to the Vitasta or to the local streams for the purpose, 
does not arise. However, in the villages people still 
take the *VaTukh' to the local streams or springs for 
this purpose. After washing the ‘VaTukh’ it is 
decorated with vermilion and ‘NA: rivan’, garlands, 
flowers and is kept at the place fixed for it along with 
other pots according to the family traditions, on the 
seats of grass-rings. All the members of the family 
assemble for offering collective prayers to the deity 
as soon as it is dark in the evening. Video cassets 
and tapes, containing the’ VaTakh Pu:za’, are played 
till late in the night. Some of the devotees wait till the 
arrival of the priest who performs some of the 
necessary rituals on the occasion while others do it 
on their own and after making offerings to the deity 
according to their own family traditions they complete 
the function. 


The number of utensils used as ‘VaTukh’ on the 
occasion,’ are generally according to ones own family 
traditions, rituals and customs. Common lists of such 
utensils that generally comprise the "Va Tukh, 


1. No>t.- (One), A big pitcher made of clay or 
metal. It represents Shakhti: or Mother Goddess. It 


VICHAR *11* 


is filled with walnuts and decorated with flowers and 
garlands. 


2. NA:r- (One), Amedium sized pitcher of clay 
or metal. It represents Shiva commonly known ‘Ra:mJ 
GO»d'. This too is filled with walnuts and decorated. 
With flowers and garlands 


3. Dul(one)A large bowl-like pot. It represents 
one of the ‘Bhairavas’ among the Barat is of Shiva. 
A major portion of the offerings is put into this pot. 


4. Duliji (one/two), small bowls. These too 
represent the ‘Bhairavas’ accompanying the Barat. 
Offerings are made to them also. 


5. Reshi Pya:tI, (one), A cup shaped bowl. It 
represents the Rishi accompanying the Barat. It is 
served milk, sugar and a piece of radish, etc., 
according to ones family rites and customs and it is 
considered to be a completely vegetarian Baraati. 


6. Va:ri (Four) small toy pots. Two of these 
are called *Sani Va;ri? 2 and the remaining two 
represent the Baratis. One walnut in each of these is 
kept till they are served with the share of the offerings. 


7. Small spout pots, called *Nayi V:ari’ (two.) 
They too represent members of the marriage party 
and are given offerings as usual. 


8. A stand for burning incense, called *Dupl 
Zu:r. 


9. Anearthen lamp kept burning for all the days 
of the festival. Oil is used in it for the purpose. 


10. A lamp with a stand called ‘Rattan Di:ph ' 
lighted at the time of offering prayers. Ghee is used 
in this lamp. 

11. Abig earthen saucer called, ‘Tok’ for kindling 
charcoal/ fire for making offerings and some small 
earthen plates called, ‘Parvl’ for burning Camphor, 


etc. 


12 Sani pO>tul .It is a pointed ‘Linga:’ type 
pot with a stand. 1t is the main item of worship on the 
occasion, It is worshipped with water, milk, curd and 
flowers. It has the same place in the Shiva worship 
on this day as is the importance of Saligram in the 
worship of Lord Vishnu. 


The word 'Sani Po>tul’ appears to be derived 
from the Sanskrit words. ‘Samridhi Putla', While the 
meaning of the former is wealth, happiness and 
prosperity, the latter means an ‘image’ or an ‘effigy’, 
In view of the fact that it is prominently worshipped 
on this day, it appears that the original words have 
undergone phonetic change and are pronounced as 
‘Sani Po>tu/’ in the Kashrniri language as is the case 


with the ‘Sani Va:ri’ referred to in the earlier chapters. 


Some of the Kashmiri Hindu families remain 
completely vegetarian for all the days of the festival 
from the tenth day to the fourteenth day of the 
fortnight. They are known as “Guriti ‘. These families 
prepare nonvegetarian dishes on concluding day of 
the festival; which is also celebrated as ‘Du:ni Ma:vas' 


‘The morning and evening prayers are held in every 
home on each consecutive day after the night of Shiva 
Ra:tri till its final Puja or farewell held on the evening 
of fourth and final evening. 


He'rtsI Sala:m 
Shiva Ra:tri Good Wishes 


The next day of the main festival of Shiv Ratri or 
the fourteenth day of the dark fortnight of Phalgun, is 
celebrated as the “Sala:m’ Elderly lady of the house 
gets up early in the morning and cleans the’ VaTakh 
KuTh known as *Ma:rzan Dini.’ ‘Ma:rzan’ is a 
Sanskrit word meaning’ cleaning’. There is a great 
rush of people at the Shiva temples. People go there 
for oblation after bathing and wearing colourful dresses 
and it has been a practice for centuries in the val ley. 
“Sala:m’ is an ‘Arabic’ word generally used by the 


Muslims when they wish non-muslims. Friends 


VICHAR «12+ 


belonging to other castes. faiths, communities and 
helpers in our social life, like the blacksmith, the 
carpenter, the potter, the post-man, the cobbler, the 
watchman, the lines-man etc.. come and receive 
gratifications from the head of the family as a gesture 
of good will. In some families arrangements for 
feasting are made for all these people. The potter. 
besides the gratifications, gets the price money of 
the pottery supplied by him and also a few walnuts 
and some rice. That is why the fourteenth day (“If 
this fortnight has also been described as the ‘potter’s 
fourteenth”, Children spend the day in playing with 
the cowries whereas the young spend it in playing 
various games induding cards. The elderly If.people 
are busy in greeting guests and friends. All spend the 
The day in merrymaking and rejoicing. In the 
afternoon children gather round their parents, grand 
parents, uncles and aunts and extract as much money 
from them as they can in the form of pocket money 
called 'Hayrits KharIch', 


It may be recalled that’ Shiva Ra: tri’ as a festival 
is celebrated. On this date throughout the sub- 


continent and there is a national holiday on this date. 
Du:ni Ma:vas 
'The Final Send Off to Shiva Ratri 


The fifteenth day ofthe dark half or the first day 
of the bright half of the month of Phalgun, as the 
case may be, is a day of the farewell. In the evening 
small cakes of rice flour, called ‘tsho>chiwrAri’, are 
baked.Flowers and garlands used on the night of Shiva 
Ra:tri and on subsequent days, the grass seats of the 
deities, are collected in a basket and the water 
contained in the pitchers is poured out into a vessel. 
All this is immersed into a stream/river/ pond etc. 
This ritual is known as ‘VaTukh Parmu:zun ‘or bidding 
goodbye to the deity. 


A few of the walnuts are broken and their kernels 
and the cakes made of rice flour are distributed among 


all as the oblation, From this day onwards walnuts 
and breads are sent to all the relatives and neighbours. 
In the present set up a considerable change has been 
witnessed in the ritual. known as * VaTukh Parmu:zun 
The function is now held in the morning instead of 
holding it in the evening perhaps due to paucity of 
time available with the devotees.” But this is not in 

conformity with the Dharama Shastra or even 

according to our age-old set social traditions. We bid 

farewell to our daughters after marriage in the evening 

and not in the morning. That is why night weddings 

were not in practice in the valley of Kashmir till 

recently. No doubt, there could be some social or other 

barriers for not holding such weddings. 


During the first year of marriage, a bride takes a 
large number of walnuts, bread and cash presents 
for her in - laws, which gradually diminshes as years 
pass. It is a hectic week for all during which the 
oblation of walnuts and breads are to be sent to the 
realtives and friends the activity come sto an end on 
"Ti: A: Tham" the eighth day ofthe bright half of the 
month of Phalgun, the last date fixed for sending and 


receiving such oblations. 
Ti:llA : Tham- 
Offering Oil lamps to the manes. 


The eighth days ofthe bright half of the month of 
Phalgun is celebrated as 1:11 A: thin. It is alos the last 
date of distribution of walnuts etc., the oblation of the 
Shiva Ratri festival becuse after this date no such 
oblation is generally distributed. 


(Extract from Kashmir Hindu Sanskars by Sh. 
Soom Nath Pandit, Ist Edition 2006). 


VICHAR १३७ 


MAHA SHIVRATRI FESTIVITIES 


-Dr. R. L. Dhar 


(Following are descriptions the puujas's performed on Heerath in typical house holds-Ed.) 


Kaw Pur Nimashi 


Cleaning and /ipai of building completely or 
partially. In the evening poori prepared in ghee for 
Kaw purnimashi pooja. 


From first day of phagun Krishna paksh i.e. 
akdoh to sixth day i.e. sheyum cleaning, lipai of house 
and washing of clothes including i.e. /aefuri and 
curtains. 

Every evening haree baaz i.e. playing with small 
seashells with or without money transaction. Money 
involment was upto coins. No currency was involved. 
Evening meals were very sumptuous. Preparation 
of fish or mutton was compulsory .It was a happy 
gathering of family. members. On all days my 
grandfather used to have Shiv pooja in the pooja 
room or thokur kuth morning as well as in the 
evening. 


7th Day that is saptami saptami 


To see completion of all preparation for maha 
pooja of 13th Daughter-in-Iaws of more than one 
year time directed to go to their parent’s house for 
shivratri shagoon. Old ladies of the house were 
requested to return in the evening or the day after. 
Kangri and kherav was a must part of shagoon 
including Atagath etc. 


Hurra Astami 


A 


It was a normal day as up to saptami. Elders 
would keep a fast and the young would take early 
evening meals. All except a few would attend Hari 
Prabat i.e. Mata Sharika-.peeth for night’s pooja. 
Pooris prepared in ghee for pooja as Prasad were 


distributed there. 


9th Day, Navmi 


It was a day of rest for those who attended night 
pooja and a gala gathering of family members i.e. 
Father, mother, sons, daughters and grandparents. 
Very sumptuous meals were served to the family 
members by ‘MA’ and ‘GRANDMA’ 


10th Day Deyree Dehum 


Daughters were sent for their in-laws along with 
shagoon, kang, cash as well as kind as per our 
customs. Daughters- in-laws used to come from 
parent’s house with shagoon etc. Haree Baaz with 
newly weds daughters-in-Iaws was a must. Evening 
with happy gathering of family members were served 
a meal with mutton, fish, vegetables as per our 
customs i.e. Shalgum meat, fish nadroo, palak 
nadroo. Preparation of meat and fish was a must in 
the house otherwise it was a bad shagoon. 


VICHAR *14* 


Gadee Kaah 


Pooja as of normal days of shivratri fresh fish 
seller would attend the house with fish for sale and 
its preparation was compulsory. The fish prepared 
would last for ten days. Munge or nadroo was 


prepared with the fish. 
Wagree Baah 


No special pooja was done. Special meat were 
demenee gogji, nadoo demenee and red fish were 
prepared. The portter used to come and hand over 
earthen pots for pooja as well as’ for use as per as 
the order of requirements. He was given cash + 


eighteen kgs of rice, atta, Zang in lieu of earthen pots. 
Hareeth Trivah 


It was a special day of pooja. Uncle of my father 
was in charge of the pooja. He would keep a fast 
and would be busy with the pooja arrangements for 
the full day: It was a big special room near the thokur 
kuth. Theroom was specially decorated with flowers, 

untings and lights. The entire four-storey three 
buildings were decorated with lights. Pooja room 
would have nattu, dullu, four small dulgee and 
other necessary items like Shank, Ganta, 
Badrpeeth, Sanipatlu, Dupzoor, Deeps and Kand 
foreach member of the family, Doop, Milkand Curd, 
Darab and other pooja items. Special pooja of 
shivratri would start at 1 pm with the help of Bramahji 
and finish at 4am in the morning. During pooja 
complete Shiva philosophical mantras along with 
Shiv Bhajans and Shiv Shakti arti were recited by 
all the members in this special pooja room. Prasad 
was taken at 4:30am in the morning and the 
youngsters would leave for Hari Parbat i.e. Mata 
Sharika Peeth for Parikrama. Special preparations 
were red mutton, yellow mutton, yakhnee, red fish, 
palak matar, nadroo yakenee, damaloo or 


cauliflower. A special preparation of one inch thi 
tice bread was cut into small pieces of irregular size 
and a piece of walnut was kept in each piece. It 
was fried in ghee and all these above items were 
offered to dullu during the pooja. In charge langar 
the eldest member of the family was given zang i.e. 
cash for starting the langar preparations 


14 Day of shivratri 


The eldest family members after congratulating 
the family membes would distribute Kharch to all 
the members of the family. The youngsters would 
be busy in haree baaz. People friends would come 
and greet us. They had offerings as per their status 
and relations to offer, Muslims would come to 
congratulate and were served with meals which they 
would cherish and have it with full delight especially 
red fish and Rogan gosh. One member of the family 
was directed by the family head to distribute Hareeth 
Kharch to relatives. Anybody who would enter the 
courtyard was served with meals and some money. 


Doon Amavas 


After pooja, all the deities were kept in the 
special pooja room. Walnuts as Prasad were 
distributed among family members along with small 
sized rice bread. The pooja was completed by my 
grandfather in absence of Bramah ji. It would end 
the shivratri festivities after which every thing was 
normal and the gala days of shivratri were over. 


Sh. Rattan Lal Dhar 

S/o Pt. Radha Krishen Dhar 

S/o Pt. Balbader Dhar 

S/o Pt. Kailash Dhar 

S/o Narayan Dhar 

R/o Khan Kahe Sockta between 
Navakadal and Safakadal 
Srinagar, Kashmir 


VICHAR १5० 


a P 


SHIVRATRI OF MY RITUALS 


-Dr. Roshan Saraf 


eee sss 


Therosophists and mainly the Shavites believe 

that "Shivratri" falls on every month, every day and 
every moment because of the pulsating passion and 
compassion towards the lord of lords but still is 
solemnized on 13th night of dark fortnight of phalgum 
at tweleve midnight when auspicious flame erupted 
from the pot (Kalash) resulting in awaking the lord 
from his tranquil meditation and creating a fusion of 
pertiment passion and cosmic compassion with 
"Parvati" and the resultant joy of immortaliy. 


Tome Shiv means life and Shivratri the night of 
"Shiv Parvati" marriage, yes conjugation of divinity 
and spritiuality when and where progreny ofall the 
living organisms conceive on this planet thus, giving 
birth to everlasting life. A human when alive is Shiv, 
when dies isa shav (dead body), by worshiping Shiv 
the human worships his ownself and asks lord to 

bless to worship, basically to live longer to be with 
his/her ownself, is to be with the Lord to enjoy the 
fervor and gaity of Shiv Ratri. 


T and my clan at Srinagar used to celebrate this 
religous festives wef "Hoora ukad" (First day of 
celebration) by taking on early morning hike to 
Shankracharya hillock” as to collect the sacred soil 
for "Parthishiv" (Lord image) and on the very evening 
to start playing on conchs or seashells with our family 
members as to cut the ribbon for the coming 
ceremony occasion. On the 3rd day we used to 
stage the drama of "Shiv Parvati" in our house hall 
or sometimes in the open to recieve thumping 
ovation from our neighbours, friends and relatives, 
Jai drama used to last till gada kah (11th day of 
celebration) with a sumptuous fish meal at the 
concluding might. On "Harra Ashtam" (8th day) we 

the male members of the clan again taking a morning 


hike to Shankarcharya hillcok" in chill and snow to 
collect the charan amrit" (nectar ofthe lotus feet) 
from the temple and in the evening performing a 
'bajan sandya' (musical concert) of shiv bhajans till 
late night to the devotees satisfaction playing on 
chonchs or sea shells at home and among cousins 
used to be a very special feature and winner to be 
gowed as "hara jan" (The gaint of conchs). I in 
particular used to paly on odd number where even 
number were penalisd by adding one more conch 
to the bounty and believe me I was the best because 
Thad the nack of spining and throwing the counchs 
on the floor according to the game, Lord knows 
how? On 12th day the wazir bah, our parents ued 
to fill pots with all the recipes, of different foods 
and grandma narrating the tale of shiv parvati with 
all religous fervour and devotion. On "Shiv ratri" the 
13th day of phalagam parents used to be on fast 
and father busy and engossed in chizzling the image 
of shiv ling to perfections and hyms and filling of pot 
with walnuts, children busy in playing conchs and 
creating fuss and hua at time but eagerly waiting might 
to fall shiv paravti" along with the family members. 
The prayer of mid night, the concluding solutations 
to the auspicious occasion resounding with 
homeshells, jingling bells and the drum beats with 
obtains of all the sump tous food to holy fire ignited 
in lord's honour and at last to have a delicious food 
althrough late in the night. On 14th day (Maha 
Shivratri or salam) the final salutation to the 
celebration our new brides and grooms carry the 
sacred walnut pole to the river jehlum bank to change 
the water into fresh one and male members to have 
ahasty dip in the river despite the chilly, freezing 
and snowy conditions of the hard winter of the valley. 


VICHAR *16* 


HAR RAATRI / SHIV RAATRI—A PERSPECTIVE 


-Dr. R. L. Bhat 


Dr. Ved Kumari in her monumental work 
Nilamat Puraan, dated to a period before the 4-5" 
centuries of the Christian era, distinguishes two 
terms — vrat and utsav, commonly used in 
connection with the observance of the holy days. 
Vrat, says the noted scholar, is a sacred religious 
observance while utsav is a festivity in celebration, 
adding that often the distinction becomes blurred 
and vrat merges into an utsav. Probably, Mahootsav 
or a mahaa utsav would be an apt term here. The 
word ‘mahootsav’ has, in fact, been to characterise 
the celebration/observance in Maheeshvar Kalp : 
eevam mahootsavam krtva Har Raatroo 
maheeshvari’. Though Shiv Raatri is observed all 
over the nation, in this state particularly the Kashmir 
valley this great day dedicated to Shiva becomes 
not just a vrat merging into an utsav but a series of 
vrats joining a series of utsavs to create a grand 
Mahootsav, the Shiv Raatri Mahootsav that 
encompasses three of the four weeks — actually 23 
days — of the last month of the Indian calendar, 
Phaalgun. The end of the sacred month of Maagh — 
Maagh Puurnimaashi — which is also a celebration 
dedicated to feeding of crows, called ‘Kaavu’ 
punim' in Kashmiri. Thereafter begins the 
Mahootsav of Har Raatri/Shiv Raatri . 


Itis notable that this tradition of holy days 
goes back to the time and Nilamat Puraan and 
obviously into the still less known antiquity that is 
the legacy of ancient India. That tradition includes 
days dedicated to the ‘feeding of dogs’ and ‘eagles’ 
implying a harmonious oneness with the nature which 
is the hallmark of the religio-cultural thought of this 
land. It is a concern that would gladden the hearts 
of the most naastik environmentalists of our day. 
Shiv Raatri Mahootsav is the celebration crowning 
all these cares and concerns. This is evident from its 


sweep beginning on the first of the Phaalgun, coursing 
through the whole of the dark halfand extending to 
the Ashttamii of the bright half when the host of 
observances and celebrations associated with the 
Mahootsav reach their culmination, While Nilamat 
Puraan lists over a dozen mahoootsavs that run 

from three to eight days, Shiv Raatri/Har Raatri is 

the sole Mahootsav which is observed over an 

extended period, now. 


In fact, the present Shiv Raatri/Har Raatri 
is amuch extended Mahootsav than its version in 
Nilamat Puraan. The present day celebration is a 
panorama, almost a micro-version of the activities 
whose macro-version would play out over the next 
year that is just round the corner. Or, considering 
that Phaalgun is the last month of the year, the 
Mahootsav can be seen a replay of the socio- 
religious activities that marked the year going to end 
soon. Thus the Mahootsav comprises ofa thorough 
cleaning and decoration of the house, observing half 
adozen vrats, preparing and serving in different types 
of dishes on different days, almost all the vegetables, 
grains and pulses grown over the year including milk, 
fish and meat. The Mahootsav is a comprehensive 
celebration for the women of the house-hold visiting 
their paternal dwellings, receiving and distributing 
gifts. 

It is also the occasion when the different 
tradesmen like the potter, barber, carpenter, 
blacksmith etc., connected with the household are 
honoured and given gifts of cash and kind. Of course 
there is the climax puujaa of the whole Shiva clan 
extending beyond the midnight. Besides the 
Mahootsav gives the women a prominent role in not 
only deeming the worship incomplete without them, 
but also making the women of the house the initiators 


VICHAR ल7* 


ofthe puujaa sankalp with the privilege of *vayaagur 
puujaa’ on the dvaadashi granted to them. Here one 
must mention the unnecessary confusion has grown 
about the identity of Shiv Raatri and the Har Raatri 
or Heerath, as the Mahootsav is known in Kashmir. 
On the one hand there is crass ignorance and on the 
other the quick referral of the nation-wide 
observance of Shiv Raatri. The end result is a 
confusion mixing the two concepts, without 
regarding the basic distinction that while Shiv Raatri 
isa Chaturdashii vrat, Har Raatri is observed on 
Tryoodashii of the dark half of Phaalgun. All the 
relevant scriptures like Shiv Samhitaa, 
Hariharvaasar Vinood, Dharm Chintaamani, 
Sid-Dhaant Tantra, Rudra Yaamal Tantra, 
Maheeshvar Kalp etc. which deal with the 
Mahootsav of Kashmir, call it either Har Raatri or 
Bhairav Utsav not Shiv Raatri. 


The tryoodashii characterisation in all of 
them is a telling fact distinguishing the Har Raatri 
from Shiv Raatri which is observed on chaturdashii 
i.e. a day later. Shiv Raatri is a vrat in which, like all 
other vrats, partaking of the phalaahaar, tambul 
etc., is specifically forbidden. On the other hand the 
vidhii of Har Raatri/ Bhairav Utsav/ Heerath not 
only enjoins partaking of these items but warns that 
a worshipper not eating the Har Raatri/ Bhairav 
Utsav/ Heerath naiviidya consisting of all these 
things incurs huge sins. Again, the worship of various 
bhairavaas ordains use of fish/meat which too is 
unthinkable on a vrat day like the chaturdashii Shiv 
Raatri. The shaastraas are cognizant of this fact 
and ordain that the chaturdashii vrat of the Shiv 
Raatri be observed in the previous month — the 
Maagh krishnapaksh chaturdashii. Yet another 
feature worth noting is that there are two different 
stresses on the timing of the tryoodashii puujaa of 
Har Raatri/ Bhairav Utsav/ Heerath. The puujaais 
connected with the manifestation ofthe Jvaalaa Ling 
which manifested during the praduush kaala of the 

-tryoodashii. 


The legend has it that the terrifying aspect 


of the Ling caused the host of bhairavaas, created 
by Mahaamaayaa, to fathom its extent. Led by 
Vattuk and Raman Bhairavaas they endeavoured up 
and down the Ling but could not get its grasp . 
Thereupon, like all good devotees humbled, they 
set to propitiate the Lord. Pacified Shiva assumed 
the shant or benign aspect which the bhairaavaas 
worshipped. Accordingly, the different adhikaariis 
of Har Raatri, as the devotees observing the 
Mahootsav are called, worship either the terrible or 
the benign aspect. The former choose the praduush 
imbued tryoodashii while the latter worship the 
surya-suparshii tryoodashii ; one worship of the 
Lord is thus done in the evening ofthe tryoodashii 
while the other at the midnight . After the exile of the 

Hindus from the valley, a movement to harmonize 

the two choices of worship gathered momentum. 

Led by the late Pt. Premnath Shastri it has quite a 

few votaries now though the old traditions also 

continue. 


As is true of the other achars of the great 
Indian Sanaatan tradition, the cognition, 
understanding and observance of the different vrats- 
utsavs-mahooisavs is a dynamic endeavour. They 
partake of the cultural totality and respond to it. 
Fossilization of anything, whether it be aritual or the 
spiritual cognition, is against the spirit of Sanaatan 
Dharma. That dynamism has ensured its continuance 
over thousands of years past. It is the guarantee of 
its overcoming all odds and onslaughts that may come 
to impinge it. At the same time it allows a cultural 
diversity that preserves the inherent unity in the 
different manifestations of this grand tradition. This 
seminal truth becomes manifest when we examine 
the Shiv Raatri/ Har Raatri/ Bhairav Utsav/ 
Heerath traditions from the earliest recorded version 
in the Nilamat through the shaastraas going back 
over many centuries to practices of the present day 
and age. 


eR xke PTT 


VICHAR *18* 


ORGANISATIONAL 


[During the budget session of the J and K 
Assembly, a PDP member moved a resolution 
seeking to change the name of Anantnag to 
Islamabad. He claimed that the original name 
of the district had been ‘islamabad’ and that it 
had been changed to Anantnag during the Sikh 
rule. Jammu Kashmir Vichar Manch held a 
press conference to repudiate these preposterous 
claims and to inform the people about the reality 
regarding the name Anantnag. 

— Editor] 


Friends, 


As you all are aware, a young member of the 
state legislature, who could not even formulate his 
own thoughts and had to read from a written sheet 
— which may inall probability have been written by 
athird party — has stated in the Legislative Assembly 
that the well-known town and district of Anantnag 
is named after a sepoy of Maharaja Ranjit Singh! 


Vichar Manch is here to set the record straight 
as nothing could be more preposterous. 


The MLA is said to have referred to Taariikhi 
Hasan and claimed that the town had been founded 
in Jehagir’s(?) time under the governorship of Islam 
Khan and named Islamabad, and that the name was 
later changed to Anantnag. He is further said to have 
claimed that the ancient sites of Hariparbat and 
Shankaracharya in Srinagar were also originally 
called Kohi Maran and Takhti Suliaman. These 
claims are not borne out by Taariikh of Hasan 
Shah or any historical record. 


The Taariikh of Peer Hasan Shah Khoihaami is 
a comparatively recent work, written in the year 
1884. The Taariikh has been translated into Kashmiri 
and published by the Jammu and Kashmir Academy 
ofArt Culture and Languages (JK AACL), Srinagar/ 
Jammu. Hasan deals with the history of Moghul 


period in volume II and tells that there was no 
governor called Islam Khan during Jahangir's 
time. However, one Islam Khan was the governor 
of Kashmir for one year in 1075 Hijri 1664 
Christian era, during Aurangzeb's rule (Hasan, Vol. 
Il pages 625-27, Kashmiri translation, IK AAA CL). 
Hasan says that Aurangzeb visited Kashmir during 
his governorship but left the valley suddenly (vol. H 
page 627). There is no mention of his visit to 
Anantnag or founding of Islamabad in the main 
body of the text i.e. in the said pages (vol. II 
625-27). 


Contrary to the claims made by the MLA, 
Hasan clearly states in Vol. I part 2 of the 
Taariikh, in a footnote to the chapter on the Naags 
of Kashmir (page: 840) that Anantnag is “named 
after the holy spring of Anant which is sacred 
to the Hindus of Kashmir". On page 839 ofthe 
said volume it is stated that Islam Khan laid out a 
garden in the village Anchgaam, near Anantnag, 
and that the village (Anchgaam) was re-named 
Islamabad by the emperor Aurangzeb. This 
renaming of village Anchgaam is also stated in another 
footnote by the Kashmiri translator of Taarikhi 
Hasan, on page 181 of vol. I part 1. 


Again contrary to what the said member has 
claimed, Anantnag is an ancient holy place of the 
valley. It is mentioned in the oldest available work 
of Kashmir, the Nilamat Puraan, translated by Ved 
Kumari Ghai and published by JKAACL. Nilamat 
Puraan is dated to 4-5" century of the Christian 
era. It mentions Anantnag at three places 
(shlookaas 916, 1205 and 1235, Nilamat 
Puraan, Vol. II). These verses describe the sacred 
nature of Anantnag, the importance of visiting the 
tiirtha and the merits acquired by worshiping there. 
The present Anantnag is built around this holy site. 


Again, Anantnag is mentioned in half a 


VICHAR 019 


dozen places in Bringish Samhita, in the various 
Mahatamyas detailing the different holy places in 
Anantnag district (Bringish Samhita edited and 
translated, Dr Anantram Shastri, 1986, Nag 
Publishers, New Delhi). 


Thus it becomes clear that: 


Y  Anantang is an ancient place as it has been 
known for at least 1700 year past. 


Y The townis named after aholy spring which 
has great religious significance going back 
tothe time of Nilamat Puraan. 


Y  Ithas been known as Anantnag all along. 


v  Theclaimthat it was known as Islamabad 
is not borne out by any ofthe histories of 
the valley, including Taariikhi Hasan. 


To this day the Hindus of Kashmir , even 
after their Exile from the valley, observe Anant 
Chaturdashi, dedicated to the holy spring and tüirtha, 
inthe bright half ofthe Baaduun month. To say that 
the district was originally Islamabad and was 
renamed Anantnag, after some sepoy of 
Maharaja Ranjit Singh is not only a historical lie 
but an insult to the sentiments of the Hindus of 
Kashmir. The only reason for this activity is the 
sinister plan of effacing the history and culture ofthe 
valley. That evil intention is borne out by the 
other wrong claim about the ancient landmarks 
of Srinagar, Hariparbat and Shankaracharya. 
The names given by the MLA were used, in the 
Persian poem of Shahabaadi, written during the 
afghan rule in 18% century. 


JKVM finds it most unfortunate that when 
people all over the globe are reiterating their culture 
and identity and taking pride in their ethos, 
thoughtless upstarts are trying to subvert the rich 
cultural heritage of Kashmir. The ancient moorings 


of Kashmir are being undermined to promote . 


the Islamisation of the valley. The exile of the 
aboriginal Hindus from the valley was an act in 
the same direction. Instead of cognizing it and 
making efforts to restore their residence in the valley, 
attempts are being made to destroy their culture and 


religious signposts in the valley. 


It may also be noted that Kashmiriyat the 
creed of tolerant acceptance of a plurality, is 
increasingly becoming an excuse for sly 
Islamisation of the valley. The manner in which 
the name of Srinagar Airport has been named is case 
in point. Kashmir remembers the 15" century saint 
of Kashmir, after whom the airport has been named 
as Nund Reshi. This is the name by which different 
records like Resh Naama of Bahaavudiin 
Mattoo, the ancient histories of Sayid Ali and 
Mohamad Azam Diidamarii referto the saint. That 
name symbolizes Kashmiriyat. In contrast the name 
Sheikhul Aalam or Shiekh Nuurudin which he has 
been given now is generally unknown to the ordinary 
Kashmiris. It may please the diehard Islamists but 
not the ethos of Kashmiriyat. The action betrays a 
communal tendency that has created an atmosphere 
of religious bigotry, hate and strife in the valley. 


Vichar Manch calls upon the right thinking 
people of this state especially Kashmir 10 stand 
up and condemn this tirade of insanity against 
the history, culture and ethos of Kashmir. Then alone 
can peace and harmony be hoped for. Only then 
that can anyone call himself a votary of 
Kashmiriyat. 


Friends, JK VM is laying these facts before you 
and the people of the state in the hope that truth 
would prevail and lead us all towards light from 
the darkness of bigotry and intolerance. 


Thanking you, 


Ashok Kangan 
State President 


Dr. R. L. Bhat 
National Vice President, 


HLBhat 
National General Secretary 


VICHAR 220° 


वावस कुन 


- अर्जुनदेव “मजबूर 
वावृ लूक्‌ We वारय-वारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 
Tory सॅद्रन राजुत चोनुय 
चुय छुख सोनुय तारन-हार 
यिनु सा चट॒हँम हटिचे तारय 
हमम्वख-बालय प्रारॉयो 


कति चोन गुर तय कति दरबारय 
वति-वति चॉन्य इश्तिहारय छी 
डीठिम कॉत्याह चॉन्य आकारय 
दारय-दारय वातान छुख 
चाने दॅस्य यनु गछि कांह मारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


कति चोन आगुर, कुस छुय आगय 
कति सॉ ब्यूठुख ज़ागय ह्यथ 
तांडव-नाचस येलि छुख नेरान 
पांडव-लरि wa नरि आलुवान 
लौत त्राव कढुमाह सोंतु-बहारय 
हरम्वख-बालय प्राराँयो 


पनुरवॅथुरन छुख आकाश खारान 
गगुनस सॉल कर॒नावान छुख 
आबु-सरन छुख मस मुचरावान 
आरन Hey बेहनावान छुख 
कहर निशि रछतो असि सरदारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


पोशे-मर्गन होश डालान 
मंदोर्यन अलुरावान छुख 
कुल्य-तेहर्यन ga पॅथुरिस सावान 
फ्रस्तन छलि-छलि वालान छुख 


पोशे मतिनुय थोवुथ खारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


फेरान कोत छुख दीशे-दीशे 
रीशे-माल्युन दूरान छुय 
तति ऑस्य रोजाना साद-दरवेशे 
गामन विरि सब्जारन मंज़ 
आबय-छूलन व्न्य कति दारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


me येलि हमियो, दिल येलि ब्रमियो 
रूद येलि शमियो, शाह खमियो 
'पॅथुरे' साने You कर वुडवाह 
दजुमचु aR जायि दूरी ge 
आसि हम्योमुत हाहा-कारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


शुहला, हाखा, माछा, सँनिजा 
असुना, fign, बोल aren 
रोव करने यैलि ज्वयि आसु RA 
आकॉश्य-दिवता फेरान ऑस्य 
कॅम्य सन कोरमुत तथ तिकँतारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


वावु लूकु-पालो नरमी कर सॉ 
गरमी सुत्य दॅज पोशन ज्यव 
यँब॒रजलनुय गव प॒च-पारय 
नारय-नारय नारा लोग 
हारे-परबथ तॅहरा खारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 
'जेमिचे, तवि ge da wa गॉम॒च 
स्वंदुरा पेमुच दर बिस्तर 
कनि नाट्यन ताम wg Su फॅटमुच 
GRE सड़कन mga सियाह 


VICHAR ०21° 


शहरुक शहरय wy कनि हालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


'नगरोटा' Ge कम्पस अँद्य-अँद्य 
होखिमुत्य नालु तु पां कामन 
तापुचि wc wu लूकन ज़ालान 
रूजिथ fuge शूकस मंज 
जानावारन आमुत कालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


'पुरखू', Fst, 'मिशरीवाला' 
हाला Ad पृछ बाया हे 
स्वरगुँक्य बुलबुल Faas आमँँत्य 
नर्कूनि तावे दावस लय 
पॅथुरिस पेमुत्य कम-कम लालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


सीमठ aR qe खामोशी मंज़ 
वजिमचु कमि ताम राख्यस जॉच 
गर॒-वॉल्य बासान weed jd du 
गर्य-गँर्य थॅविमुत्य कमुरन मंज 
लॉरिथ मैचि गॅय, लॅग्य अस्य जालय 
हरम्वख--बालय प्रारॉयो 


म्याने दारे किन्य अछ अंदर 
तोंदुरस मंज़ वछु म्यॉनी तन 
बिस्तर बासान तुल॒-वुय नारा 
खालुय कांछा होशस मंज़ 
agra पेम॒त्य gg तय बालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


अछ सॉ अंदर सोंचान क्या uu 
प्रव ga चालान अस्मॉनी 
वावु-रिंगे अकि ay मे अन सों 
केंछा वन सॉ खश-खबुर-खब॒रा 
हेह छुम गोमुत दर कमि sem 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


wq जर्यन कड gA शॉही 
ऑही करनय सॉरी लूख 
जगुतस कर सॉ रूदय qup 


अखताबस वन चरचुन त्राव 
बोजख नय, बो पतु-पतु लारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


सितुमस लॅग्यम॒त्य कॉशिर्य सॉरी 
केंछा वन सॉ म्वकुलन पाय 
वनवासन sea हनि-हनि गॉली 
कॉली माता आलव कर 
वुडुवुन वावाह तुल सॉ कालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


मारा-मॉरी अँस्य नो जानव 
नबु-की तारख सॉन्य गवॉय 
wq असि Raga wa तहज़ीबन 
agaa बुदिजे-बतु शीर्य-शीर्य 
‘ag emen असि du द्वदु-प्यालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


‘aaa विजि Asa तारय तरवो 
कर॒वो जुन-डबि बिजली जूल 
'क्रालय-संग्रे' नादा लॉयिथ 
बावौ पदमु-सरस द्वदु-हर 
अँद्य-अँद्य नॅच्य-नॅच्य दिम॒वो डालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


शी कर वेथि हुंद माल्युन हावय 
बावय मनु की सॉरी गम 
पांचालस कुन दोरा खॉरिथ 
हावय गतुर्यन वावय-माल 
जोतान आसान शीनय IGNI 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


छारव बुद्ध-मतु की आसारय 
AYAN तय 'जिष्टा-नाग' 
गोतम बुद्ध मा यियि दुबारय 
पापन करि agana सुय 
खंडर प्रॉनी खनुहव वारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


लछ FS डुव सॉ श्रोचर कर सॉ 
पर सॉ लोत-लोत 'सूहम सू 


VICHAR 22° 


दर्दय-वारे परदय कर सॉ 
सार्यन अन सॉ स्वख -सावय 
नॉल्य हो त्रावय स्वनु-खॉल्य मालय 
हरम्वख--बालय प्रारॉयो 
व्वलु अज नेरव 'शारदा' किनिये 
दीवी तति हो नॅनिये छय 
ज्ञानुक-आगर अकि-अकि हावय 
छावय दामानस तिलु दोव 
ओश मे होखुमो यितु gs तारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


'वसुपोरि' वसुगुप्तन of शिव लोब 
लालव छाल तुजि Arey wer आय 
नॉग्य-अर्जुन आव रंगु-शिकारे 
हारे तोतस wm ताम dn 
Pe गॅयि आलमस लॅज लार्‌-लारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


अंद Yous wg द्रायि war 
दर्शन- दारे म॒चरनु आय 
ईरॉन्य कॉलीनु, दँर्यायि-चीनी 
बीनी नोजुक मस्तूरन 
यूनॉन्य गुलदान, फिजॉन्य-प्यालस 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


कारवां कॉत्याह, गर्द-गुबारय 
समयिकि ऑनु वछ दुबारय 
वति-वति डेर तु च्वल॒ स्वलुहारय 
नॅट्य तय नार्यव सारान आब 
बापॉर्य फेरान ह्यथ दुशालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


जंगो-जदुल वुछ सम॒यन wig 
वीर द्रायि तीरन सीनु दॉर्य-दॉर्य 
लूकव कलु दोर ननि dem 
जार्यव होर तय पजुरन ज्यून 
कॉत्याह हंगु मंगु लॅग्य He जालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


agga नेर्यन साला pga 
शिशिरस कर॒वो चुनस चुन 
हवहस deal गंजिमच तारय 
मूलय गालव IRA -कँड्य 
तरफातन अस्य दिमुवो पारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 
'शुपयेन्य' नेरव, 'दोब्यजॅन्य' dug 
रँब्य-आर॒च चख त्रेशा ठंड 
ख्यावथ argu, क्रारि तु त्रेलय 
शेलन प्यठ वथुरय मखमल 
क्वदरथ हावय नॅन्य टाकारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


पाँपुर्य बालस गथ करनावथ 
छावख वारे-वारे Wd 
अरजथ ललि Eur हो परजनावख 
हावय विष्णु-पादुच वथ 
माजि PMN वछि सुसुरारय 
इरम्वख-बालय प्रारॉयो 


जेहलिम वति कोहाला वातव 
व्यथ असि छावान बालन पान 


XN किन्य af अज लोहूर aga 


मॉस॒म uns लॉगिथ 'पालय' 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


हमसायि मुल्कन गोछ अथुवासाह 
वन सॉ लडाये माने qure 
पार्य नीलम, कृष्णा गंगाये wa 
ख्वनि मंज़ करतस लोल॒मतु लाय 
सॉरी रोजन नॉली नालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


वाँसा चानी जेठ्यम जीठय 
HSA ऑखुर समसारा 
यितु गछ नेर सॉ पनुने-वारे 
खारे मंज़ छुय लॉगिथ फल 
गिंदुनाह कर सॉ त्राव सॉ मालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


VICHAR ‘23° 


म्याने 'शाह-क्वलि' शाह येलि छवकियो 
केह नो चलियो यारो हो 
कर्‌ तो मै सृत्य अज कथ तारय 
वॉलिंजि गोमो पारय हो 
'वीग्य हो वथुरय ह्यथ रंग थालय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 
कृष्णय-बालस कारे पतिये 
तँतिये wg Yea खारव छाल 
AUNTS Hed यथ सम॒सारस 
aged चेश्मन नोव प्रागाश 
बेनिर्यन कॅर्यमुत्य अस्य हो मारय 
हरम्वख-बालय प्रारॉयो 


केचन शब्दन हंज वखनय तु जायन हुंज 
जानकॉरीः 


१ अस्य छि वावस epp पाल वनान, लूकन 
रछन वोल। 


वावस छि Qm शेठ उफ 

दार (दरवाजु) 

Sex (खोफ) 

मंदोरि (ea Fea या थजु जायि) 

रीशे माल्युन (कॅशीर) 

पथुरे (PAR) 

तिकृतार (लबॉही) 

नार (द्वन ल्वकट्यन बालन मंज़ वथ)। नार 

(नार लगुन, तबॉही) 

qo, तवि (तवी दॅर्याव) 

११. aa (दुजन) 

92, नगरोटा, मुट्ठी, पुरखू तु मिशरीवाला कंपन 
मंज़ छि कॉशिर्य बढ़ अरदाह बॅरी गॅछिथ ति 
परेशान) 

१३, मर्य मॅर्य (देवारस Wo लॉगिथ, pasted) 


om I ug (६० ४० 


f" 


qu 


१४. dej नार छु सख तेज़ नार आसान | 

१५. बालय (बाल बच) 

१६. चरचुन (तीजी मंज चख खसुन्य) 

१७. तबचि (water deu टॉक्य) 

१८. बुदिज (REAR तोमुल, युस अज नायाब छु) 

१६. पदमु-सर (aq) 

२०. शी (तेज़ खसुन) 

२१. तिल (युस शालन छावान छि) 

२२. दोव (जीठ पॅट्टी) 

२३. TOR (अख गाम, युस दॉछ गामस तु हॉरवनस 
मंज ओस) 

२४. फिजान्य (ल्वकुट्य) 

२५. दोब्यजन (शुपयेन्य किन्य अख पुर-फिजा 
जाय) 

२६. विष्णु-पाद (कोंसरनाग) 

२७. पैजि (रावलपिंडी, पाकिस्तान) 

२८. माल (लोहूरुक माल रोड) 

२६. पालय (बजि vus, सायि aug) 

३०. कृष्णु बाल (कोहे कराकरम) 


गत दिनों राजोरी में कश्मीरी पण्डित बिरादरी 
द्वारा आयोजित “मातृभाषा का महत्व” नामक 
संगोष्ठी का एक दृश्य (Rafe पृष्ठ- 34 पर्‌) 


VICHAR «24. 


हेरथ मॉज आये 


-प्रेम नाथ शाद 
आयि अयि आये - हेरच मॉज आये 
ओम नमः शिवाये — BY मॉज आये। 
असि कॅरमुच नावय - बडि feq चावय 
लोल श्रदाये — हेरथ मॉज आये 
आलक निरंजन — बसमा वॅलिथ तन 
सुत्य ह्यथव्वमाये - हेरथ मॉज आये 


गुल्थ गैंडिथ बखति जन - नपु-नप॒ आसन 


पजि बावनाये - हेरथ मॉज आये। 
BIST कोफूर - मुशक्‌ तुजि दूप॒जूर 
qeg पूज़ाये — हेरथ मॉज आये 
शखतिनाथ दाता — अस्य मंगान सहायता 


जगतस प्रजाये - हेरथ मॉज आये 


अजछि शिवुसुंजुय राथ - संध्या तु प्रबात 


vay लीलाये - हेरथ मॉज आये 

सिर्‍ययि उप॒ पानु दय - तीज मय wer मय 

च्चशवय दशाय — हेरथ माज आये 

रतनदीप आलवान - पोशि पूज़ा करान 

प्रारान दयाये - हेरथ मॉज आये 

शेंकु शब्दन छु ग्रज - सनम्वख शिव छु 
अज 


मुशकिलन वपाये — RA मॉज आये | 


परु लीला 


सरु दयिगथ असलच वथ हावी 
परु लीला आनंद मस चावी 
बरु WT aga uy पावी 
परु लीला आनंद मस चावी || 
ग्वरदीवस तनमन कर अरपन 
पान जानुन ऑव्युल जॉव्युल पन 
अबसावी ऑगनिस दौगनावी 
परु लीला आनंद मस चावी ।। 
प्रेम पूज़ायि लागुस पोशि अम्बर 
देह कायायि wera मुशकि अदफर 
Eng पावी प्रोख्टुय दरशावी 
परु लीला आनंद मस चावी।। 
करु सत संग कह नत कॉह नेरी 
नागरादस HRA जल फेरी 
mH करमुक महिमा पलि पावी 
परु लीला आनंद मस चावी ।। 
यिन दकू दिख इनसॉन्य आचारस 
लोर रोज़ख हयवॉन्य व्यवहारस 
hig रोज़ख gage मानि रावी 
परु लीला आनंद मस चावी।। 
च॒ ति शादा' मिल्नाव लयि सत्य लय 
द्याव कासी ऑनस लॅजमच खय 
मन चंचल wa ना डंलि यावी 
परु लाली आनंद मस चावी ।। 


बी-37, भारत नगर एनक्लेव, 
बनतलाब 181123 


VICHAR ,25° 


लीला 


-जे. एन. सागर 


बर तल छुसय लायान सदा 
नारस करुम गुलजार चय 

चेय रोस में दर दिल कांह छु मा 
aq सागरस दिम तार चय 


अँदरिम छवख dg रावतम 
ननिवान दयि गथ हावतम 
बेकस छुस अख बेबसा 
जखमन करुम बुलगार चय | 


अंदरी छु गोमुत हील मे 

अजताम कोताह चोल मे 

wp मतु दितम बैयि कांह सजा , 
PRE मे दिम व्यसतार ga 


म्यान्यन अँछन हुंद गाश च॒य 
सथ म्यॉन्य त म्याँनी आश चय 
समसार सोरुय बेव्वफा 
पज़रुक अकुय आधार चय 


अकि नज़रि चाने द्वख चलन 
अकि aah चाने दिल बलन 
बर जूल्य म्यॉनी छुस गदा 
छुख दात॒ चय म्वखतार चुय। 


सत ग्वर च॒ म्योन रखि पाल चय 
रोशन चै म्योनुय हाल छुय 

गीमुत में नॉल्य अज जाल छुय 
ag वालतम यिम बार चय 


गर VH नु कुनि आवार छुस 
सागर ब॒ अज बे यार छुस 

कोरमुत g समयन मार छुस 
वन्य कासतम आजार चुय | 


गजल 


बैहान ऑस्य पोशु मॅत्य यिम छायि तापस 
Raa अज़ कुत सना प्यठ दरायि तापस | 


दजान हुति 'जून' हयवान यति नार हवुहस 
दिवान मसवल छै जुलफन गरायि तापस | 


समय बुथद फयुर तु नठ चाम॒य व्वजूदस 
थवान fea गंड कॅरिथ हमसायि तापस। 


खबर सिर्‌य ति कम्य ताम कनछि sume 
पैयम छयफ fee बिहून कुनि जायि तापस | 


में छुम अज नाल SRY दामान्‌ छयोन मुत | 
में अछरन ताम फटान छम लायि तापस | 


अगर गॅयि म्वछि मुरन शोकन अमारन 
गछन तेलि afer you कम जायि तापस | 


Á जागन खबर छय ना चे सागर 
कतन पशमीन्‌ हुम कमि रायि तापस। 


मकान A. 152/14 
अप्पर लक्ष्मीनगर, 


मूठी, जम्मू 
"Hl. 94196-80521 


VICHAR *26* 


सांई बाबा 


यूगी wu चु यूगीश्वरय बखता वरय हे सांई 
तीज Ga फ्वलुवुन rg अंबरय बखतावरय हे सांई 


आनन्द मय आनन्द स्वख प्रावान 
सत नाव सुमरन चोनुय छुस 
दूर ऑसिथ छुख मनि अंदरय 
बखतावरय हे सांई 


वतुहावुक छुख सत धर्मकुय 
ग्यानुक रस अमर॒यथ चावान 
गलि-गलि येम्य चोव तस क्या परय 
बखतावरय हे सांई 


सायि छुम चोन तय वॅसील॒ चोनुय 
पायिबडि चोनुय अथुरौट छुम 
सर नोमरिथ छुस चोन बरय 
बखतावरय हे साई 


लोल चोन RIRI US vu रुमय 
अनताकरनन मंज़ छुम स्रेह 
लीला चॉनी सुब शाम परय 
बखतावरय हे सांई 


गटि मंज प्रजलन छुख प्रकाशय 
गाशय म्योन राशय लेख 
लूसिथ प्योमुत छुस दर दरय 
बखतावरय हे सांई 


अथुरोट कर बरतल ऑदीनस 
“मसरूफ” हलमस बरि एहसान 
बानु छोर EH कर अथ बररेंचरय 
बखतावरय हे सांई 


माजिकुन 


-मोती लाल “ART 


नयथ प्रबातन दारिबर यावुख यलय 
कर नज़र पनुनी चलुनम गांगलय 


रस चावुम जॉन्य हुन्दुय सपदु मस 
ब्वछि चल्यम स्वछ छुम चोनुय जल वलस 


ag नोनयु छुस तन वलुम quinq 
बाश दिम पनुनुय afta यिन जेवि कलय 


ग्वन ग्यवख क्या चानि मायाये EI 
verd मे आयम वरनु चाने बर तलय 


वाइ वारय कल गन्यम नेह गट॒ चुलन 
होश sq यिनु गांग लाण्यम कांह छलय 


हान fag गछि हुंज चल्यम व्युथ वर faga 
तमि ठिकानुक पय वनुम q येति रलय 


मालि मंज “मसरूफ्‌” तॉरिम बावु पोश 
शेरि लागय हेरि रवस यि पॅद्य छलय 


मकान न, 442 गली Fo 9 
गुड़ा-बरनाई, रोड बनतालाब, जाम 


VICHAR ०27. 


सोन कर पाये 


-जवाहर लाल सरूर 
अस्य छि आसत्य चाने माये 
मॉज शारिकॉय सोन कर पाये 
गरि द्रामत्य चाने राये 
मॉज शारिकॉय सोन कर पाये 
त्रन भवनन च॒ छखय फेरान 
UPR सॉरी प्रारान 
असि पूशिन चोनुस साये 
मॉज शारिकॉय सोन कर पाये 
Hee पादन चै दिमय यिखना 
अँस्य छि क्रेशान दर्शन दिखना 
व्यन॒ पम्पोश लाग पूज़ाये 
मॉज शारिकॉय सोन कर पाये 
पाद लूसिम छारान-छारान 
वॉस सूरम प्रारान-प्रारान 
gR रूज़हम चूरि कथ wm 
for शारिकॉय सोन कर पाये 
कवय त्रोवथस कवय मँशरोवथस 
हाल RIGI बोजिकुस वन कस 
आर यियितनय करत म्योन पाये 
मॉज शारिकॉय सोन कर पाये 
छखय पर्बत॒च चय राजि vid 
छय बॅखत्यन आशा चाँनी 
चे हय Vegu थज़रस जाये 
मॉज शारिकॉय सोन कर पाये 
योर कम-कम चौ निश वातान 
योर वॉतिथ बॅखती प्रावान 
लोल बरतख अथ हय श्रदाये 
मॉज शारिकॉय सोन कर पाये 


येछि पछि आव "new लारान 

आश छस चॉन्य WD छुय गारान 
fag दर्शन ta रोज़ छाये 

मॉज शारिकॉय सोन कर पाये। 


कृष्णु भगवान 


गूपियन सुत्य छुय रास गिंदान 
आमय आमय कृष्णु भगवान 

aged पननुय जुव तय जान, 

आमय आमय........... 

ae छिस कदु फैल्य, चैश्म कजॉल्य 
qo छिस vg फॅल्य शूबान व्वजॉल्य 
सिर्‍ययि deu छुस ws प्रजलान 
आमय आमय............. 

रोगि-रोगि dena अज wuívu द्राव 
दिवकी मातायि युस हबी जाव 

राधा WY तस ERA 

आमय आमर............ 

स्वदामा येछि पछि आव लारान कॅरथस दया तय 
होवथस पान 


टोठथम तिथय कॅन्य छख दयावान्‌ 
आमय आमय............. 


सुय छुय सार्‍यनुय बखशन हार 

अस्य शरन आम॒त्य यीतनस आर 

यस न कांह साहितस तस सु टोठान 

आमय आमर............ 

CIS अज 'सरूरस' युथ फोलि मन - जूव जान 
सुय करी चेय अर्पन 

शर मेति चलिह्यम दिम वरदान 

आमय आमय 


सेक्टर - 01, मकान न; 249, 
विनायक नगर मूठी, जम्मू 


VICHAR 228° 


7 
2222 22 222 


- स्व, प्रो. (SL) भूषण लाल कौल 


गत छह फरवरी को दिल्ली प्रस्थान करने से दो दिन पूर्व स्व, प्रो, भूषण लाल कौल ने प्रस्तुत 
आलेख 'विचार” में सहर्ष प्रकाशनार्थ दिया था। हमें क्या पता था कि यह उनका अंतिम आलेख होगा। जब 
“विचार” के मुख्य सम्पादक उनके पास गए थे, तो उन्होंने aver पर लिखे इस आलेख की चर्चा की थी। 
यह हम सब के लिए एक अनमोल आलेख है जिसे प्रो, कौल कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे कि यह किस अंक 


में छपा था। 


शिवरात्रि समस्त मानव समाज को परस्पर एक 
सूत्र में बांधने का त्यौहार है। हर्षोल्लास का त्यौहार 
है। सामूहिक रूप से भगवान शिव के सम्मुख 
नतमस्तक हो कर आनन्दानुभूति को अभिव्यक्त 
करने का त्यौहार है। शिवरात्रि वास्तव में वह 
पावन वेला है जब शिव और शक्ति परस्पर एक 
दूसरे में लय हो जाते हैं। शिव और शक्ति के 
अन्तरिक्ष मिलन की रात्रि (Cosmic Union of Lord 
Shiva and Shakt) शिवरात्रि है। 


शिवरात्रि को कश्मीरी लोग हेरत / हेरथ कहते 
हैं अर्थात्‌ हररात्रि। शिवरात्रि को 'नादीश्वर रात्रि' 
भी कहते हैं। तंत्र शास्त्रों में इस महान उत्सव को 
'हररात्रि' या 'भैरव' उत्सव भी कह गया है। आम 
लोगों की मान्यता है कि शिवरात्रिञशिव और शक्ति 
के परस्पर मिलन की रात्रि है, शुभ विवाह की वेला 
है। दाक्षायनी अम्बा एवं शूलपाणि पिना कधृक्‌ 
गौरी भर्ता के परस्पर लय होने की अलौकिक 
अनुभूति का आनन्दमय एहसास | 

कश्मीर के प्राचीनतम जनवासी नाग भी शिवरात्रि 
का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते थे | 
नीलमत पुराण (छठी शताब्दी संस्कृत पाठ) में इस 
का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। नीलमत 


पुराण के अनुसार राजा नील मनुष्यजाति के ब्राह्मण 
चन्द्रदेव को उन सारे उत्सवों की जानकारी देते हैं 
जो उस युग में कश्मीर में रहने वाले लागे मनाते 
थे। इन में सर्व प्रमुख शिवरात्रि है। उस समय 
शिवरात्रि उत्सव कैसे मनाते थे, राजा नील विस्तार 
के साथ ब्राह्मण चन्द्र देव को जानकारी प्रदान 
करते हैं | 


कश्मीरी पण्डितों के लिये यह सबसे बड़ा और 
महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक - सास्कृतिक त्यौहार 
है। शैवमतानुयायी होने के कारण शिव ही उन के 
प्रमुख आराध्य देव हैं - सर्वेसर्वा। यह उत्सव 
वास्तव में तीन सप्ताह तक अर्थात्‌ फाल्गुण कृष्णपक्ष 
प्रतिपदा से फाल्गुण शुक्लपक्ष अष्टमी तक मनाया 
जाता है। फाल्गुण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन 
अर्थात्‌ 'हुरय्‌ अँकदोह' के दिन यह त्यौहार 
घर-लीपन से आरम्भ होता है। त्यौहार के हेतु घर 
की सफाई, लीपन, Weal आदि का काम इसी 
दिन आरम्भ होता है। 'हुर' शब्द के कश्मीरी भाषा 
में कई अर्थ हैं और उन'में एक अर्थ है वह मोटा 
कपड़ा या कपड़े का टुकड़ा जिस से घर में लिपाई 
की जाती है। 


VICHAR +29 


होरा अष्टमी 


'होरा अष्टमी' वस्तुतः २१ दिनों के शिवरात्रि 
उत्सव में शक्ति उपासना का पावन पर्व हे | होरा 
शब्द संस्कृत भाषा का शुद्ध शब्द हे और इस का 
अर्थ है - 'ज्योतिष शास्त्रोक्तलग्न'। 'लग्न' किसी 
काम को आरम्भ करके सम्पन्न करने का शुभ 
मुहूर्त कहलाता हे | 


शिव-पार्वती के मिलन के इस पावन उत्सव में 
अष्टमी के दिन हम शक्ति देवी को विवाह हेतु पूरे 
साज श्रृंगार के साथ पीठ पर प्रतिष्ठित करते हैं। 
हमारा लोक विश्‍वास यह है कि इस उत्सव में होरा 
अष्टमी का महत्व वही है जो विवाह उत्सव में 
'मेंहदी रात' का होता है | 


हमारा लोक विश्वास यह भी है कि होरा अष्टमी 
के दिन सायम्‌काल माता सरस्वती स्वयं अपने 
हाथों से घर आये अतिथियों में (शुभ लक्षण के रूप 
में) मेंहदी बाँटती है | 

होरा अष्टमी के दिन मातृ-शक्ति का विधिवत 
सम्मान कर के शुभ उत्सव का प्रथम उल्लासमय 
शुभकर्म सम्पन्न होता है। 

agen पूजा 

शिवरात्रि पूजा को हम 'वटुक पूजा' अथवा 
'वटुक भैरव' की पूजा भी कहते हैं । 

'वटुक' कश्मीरी भाषा का अपना शब्द है 
और इस के दो अर्थ हैं :- 

१. 'वटुक' का एक अर्थ है- 'वढुन' अर्थात्‌ 
SHES करना, एकत्र करना, व्यवस्था प्रदान करना | 
पण्डित इस दिन मिट्टी के घड़े, सूखा घास, फूल, 
अखरोट, विविध पूजा सामग्री, सप्त ऋषियों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले मिट्टी के छोटे कलसे, 
शिवलिंग का प्रतीक 'सञि पोतुल' भैरव प्रतीक 
मिटटी का गोलाकार पात्र कलश प्रतीक कलसा 
एकत्र करके व्यवस्थित रूप में एक क्रम के साथ 


फूल मालाओं से सजा कर रखते हैं | वस्तुतः यह 
हमारे घर में शिव परिवार की प्रतीकात्मक उपस्थिति 
है जो वर्ष में केवल एक बार शिवार्चना हेतु मिट्टी 
के नव पात्रों को मंत्रों द्वारा जीवनदान देकर पूरी 
श्रद्धा के साथ प्रतिष्ठित किया जाता è | 

२. 'बटुक' का दूसरा अर्थ है- वटुक नाथ, 
जो कश्मीरी पण्डितों के विशवासानुसार शिव के 
मुख्य भैरव अर्थात्‌ विश्वसनीय सेवक, द्वारपाल एवं 
आज्ञाकारी परिचारक माने जाते हैं | वे इसी मुख्य 
भैरव den नाथ की पूजा करते हैं ताकि भगवान 
शंकर के दरबार में उन्हें प्रवेश प्राप्त हो | वस्तुत: 
यह दास्य भाव की भक्ति का एक रूप है | रामभविति 
में हनुमान का जो महत्व है वही शिवभकिति में 
वटुक नाथ का है। इस दिन अर्थात्‌ फाल्गुण 
कृष्णपक्ष त्र्योदशी को प्रदोष काल अर्थात्‌ सन्ध्या के 
उपरान्त लगभग एक घण्टे के पश्चात्‌ रात्रि के 
पहले पहर में जब भगवान शिव ज्वालालिंग में 
प्रकट होते हैं, कश्मीरी पण्डित शिवार्चना में लीन 
हो जाते हैं क्योंकि यही पूजा का सब से उपयुक्त 
समय माना जाता है। नाना विध पूजार्चना के साथ 
भक्त जन श्री पुष्पदंत कृत 'शिव महिम्नस्तोत्रम्‌' के 
अद्भुत श्लोकों का पाठ करते हैं और मंत्र मुग्ध हो 
जाते हैं । 

शिव के जो अनुयायी हैं, शिवोपासक कहलाते 
हैं और जो शिवदर्शन पर आस्था रखते हैं अथवा 
शिव सम्प्रदाय से जुड़े हैं उन्हें शैव कहते हैं | 


शिवरात्रि पूजा में अखरोट का महत्व सर्वोपरि 
है। अखरोट अण्डाकार या पिंडाकार होने के कारण 
सम्पूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। अखरोट 
के रूप में शिवरात्रि के पर्व पर सम्पूर्ण सृष्टि की 
पूजा होती है। अखरोट को पानी में डाल कर उसे 
भीतर तर कर देना सांकेतिक रूप में नव जीवन 
के प्रस्फुटित होने की सूचना देता है | 


अखरोट की चार गिरियां परस्पर एक दूसरे के 


VICHAR +30, 


साथ जुडी होती हैं, ये वास्तव में चार वेदों के 
प्रतीक हैं | यह भी सम्भव है कि प्राकृतिक आपदाओं 
से ग्रस्त लोग इस फल को पूजा के लिये प्रयोग में 
लाते थे और धीरे-धीरे यह एक परम्परा बन गई 
है। 

त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी को 'बधाई दिवस' के 
रूप में मनाया जाता है। इस दिन को 'सलाम' 
कहते हैं। 'सलाम' अरबी भाषा का शब्द है और 
इसका अर्थ है- प्रणाम, तस्लीम आदि। इसदिन 
पास-पड़ोस के मुसलमान भाई हिन्दुओं के घरों में 
बधाई देने के लिये आते थे और पण्डित भी घर 
आये अतिथि का सादर सत्कार करते थे। आज 
यह पड़ोसीयों तक ही सीमित नहीं है अपितु सगे 
— सम्बधी, मित्रजन, सहकर्मी, सहपाठी एवं सुहृदूजन 
भी बधाई देने के उद्देश्य से घरों में आते हैं। 

शिवरात्रि का सामाजिक पहलू भी नितान्त 
महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक है। विवाहित बेटियां 
अपने-अपने ससुराल में शिवरात्रि मनाती हैं | पिता 
के घर से वे विधिवत्‌ शिवरात्रि से कुछ दिन पहले 
विदा होती हैं, अन्न - धन वस्त्राभूषण, नई कांगड़ी 
यथाशक्ति मूल्यवान उपहार, फल, नमक का लिफाफा 
एवं मिष्ठान लेकर बेटी को रुखस्त किया जाता है। 
और शिवरात्रि के कुछ दिन बाद वटुक नाथ का 
नैवेद्य, गीले अखरोट, तन्दूरी रोटियां, मूल्यवान 
उपहार एवं नकदी बेटी के घर भेज दी जाती है। 

शिवरात्रि पर 'हेरच बोग', 'हेरच खर्च” 'हेरच 
चोचि', 'हेरच साल', “हेच पोशक', 'हेउचनवीद" 
'हेरच wn ys ula’, 'हेरच SU, सब 
हमारे सामाजिक रीति-रिवाजों को रेखांकित करते 
हैं। इस प्रकार यह त्यौहार हमारे सामाजिक जीवन 
में नाना रंग भर देता है। 

शिवरात्रि के साथ वटुक परमूजन (वटुक 
परिमार्जन) का भी अपना विशेष महत्व है। पूजा 
की समाप्ति पर अमावस्या के दिन अथवा फाल्गुण 


शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन वटुक नाथ को विदा 
किया जाता है। यह वास्तव में वटुक भैरव की 
रुखस्ती है इस प्रतिज्ञा के साथ, कि दूसरे वर्ष पुनः 
पूरी निष्ठा के साथ शिवार्चना के इस त्यौहार को 
हम मनाएंगे। 'परमूज़न' शब्द वास्तव में संस्कृत 
भाषा के 'परिमार्जन' शब्द का विकसित कश्मीरी 
रूप है। इस के पश्चात्‌ फाल्गुण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 
से अष्टमी तक हम परस्पर अखरोट और रोटियां 
नैवेद्य के रूप में died BI 

अष्टमी के दिन सायम्‌ पुरानी कांगड़ियों में 
घास भर कर तथा तार या रस्सी बांध कर सर के 
ऊपर घुमाघुमा कर जलाते थे और यहां यह उत्सव 
प्रकृति के बदलते स्वरूप एवं ऋतु परिवर्तन की 
सूचना देता हुआ बसतं आगमन का सुखद समाचार 
सुनाता है। 

इस प्रकार शिवरात्रि वस्तुतः कई दिनों की 
यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से 
ज्ञान की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा नश्वर 
भौतिक यथार्थ से शाश्‍वत परम सत्य की ओर। 

यह त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार है, अपनी 
परम्परा के साथ जुड़ने का त्यौहार है, आशुतोष 
को मनाने का त्यौहार है, अपनी सांस्कृतिक पहचान 
को बनाये रखने का त्यौहार है, शिवमय होने का 
त्यौहार है। यह त्यौहार हमें संकट ग्रस्त जीवन में 
भी संगठित होकर जीने की प्रेरणा देता है। शिवपुराण 
की अमृत वाणी पर हमारा दृढ़ विश्वास है कि- 

शिव नाम तरीं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते 

संसार मूल पापानि तेषां नश्यन्त्य संशयम | | 

संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने | 
शिवनाम कुठारेण विनाशे जायते gaq | | 


(शिवपुराण - रुद्र संहिता - अध्याय - 4 पृष्ठ:51-52) 


दिनांक: 3 फरवरी 2009 


कर्त 


VICHAR ०31. 


जगत्‌ सत्ता - एक अध्ययन 


अम्बास्तव पञचस्तवी चौथा स्तोत्र 32 वां श्लोकः- 
विद्यां परां कतिचित्‌ अम्बरम्‌ अम्ब! केचित्‌ 
आनन्दं एव कतिचित्‌ कतिचित्‌ च मायाम्‌। 
त्वां विश्वमाहुरपरे वयमामनाम 

साक्षात्‌ अपार करूणां गुरुमूर्तिम्‌ val! 


हे जगदम्बा आपके अपार शक्ति प्रवाह का 
साक्षात्कार, समावेश तथा चिन्तन विविध पद्धतियों 
से निरन्तर करते ही रहते हैं। वैदिक ऋषि और 
उपनिषद्‌ के मननशील ऋषि तुम्हारा साक्षात्कार 
विद्या के रूप में करते हैं, जो विद्या परा रूप-अज्ञान 
तथा शंका से मुक्त हो | महाशून्यवादी बौद्ध दर्शन के 
अनुयायी तुम्हारा वर्णन आकाश के महाशून्य के 
अनुरूप ही करते हैं। वेदान्त के सिद्धान्त मानने 
वाले आनन्द स्वरूप मानते हैं | मायावादी तुम्हारा 
ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है और सब ही माया 
से ओत-प्रोत मानते हैं | भौतिकवादी चार्वाक पदार्थ 
और उर्जा (Matter and Energy) का स्वरूप मानते 
हैं लेकिन हम शैव शाक्त मतवाले आप को विश्वमय 
तथा विश्वोर्तीण शिवरूप गुरु के साक्षात्कार के रूप 
में मानते हैं। अतः विश्वात्मिकां तत्त्‌ उत्तीर्णा हृदयं 
weg: परादि शक्तिरूपेण स्फरतीं संविंद नमः | 
'में उस सवित्‌ शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो 
fazama (Objective University) तथा उससे उपर 
विश्वोतीर्ण परमेश्वर की आधारशील सार है जो परा, 
पश्यन्ति, मध्यमा तथा वैखरी के रूप में परिस्फूरित 
है। 2 


अध्यात्म विज्ञान के अनुसार इस समस्त 


- वी. एन. ज्योत्षी (गट्ट) 


जड़ चेतनमय सृष्टि की मूल इकाई चेतन उर्जा है 
तथा भौतिक पदार्थ की मूल इकाई परमाणु इसी 
का रूप है। भौतिक उर्जा के भीतर भी यही चेतन 
ऊर्जा है जिससे इसका निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों 
ने भी इस भौतिक ऊर्जा के भीतर चेतनता का 
अनुभव किया है। यही चेतनता समष्टि के हर कण 
में व्याप्त है। इस समष्टि चेतन के स्वातन्त्र रूप को 
शैव दर्शन में चैतन्य कहते हैं और इसी स्वातन्त्रय 
को ही आत्मा नाम दिया गया है। आचार्य वसुगुप्त 
द्वारा शिव सूत्र में शाम्भ उपाय का यही सूत्र 
'चैतन्यम्‌ SIN कहा गया È | 


जब यह समष्टि चेतन अथवा आत्मा अपने 
शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब यह संवित्‌ 
शक्ति (Supreme Consciousness) आत्मस्वरूप 
माना जाता है। यह संवित्‌ जब पतिदशा से माया 
रूपी संकुचित आवरण से बुद्ध जाता है तो इस का 
नाम जीवात्मा या पशु हो जाता है। 


परमेश्वर सृष्टि का निमित्त तथा उपादान 
कारण दोनो हैं। इस तरह केवल वह सृष्टा नहीं 
अपितु सृष्टि भी ai उस की पहली स्पन्द 
विषयोन्मुखता है यही परमेश्वर की संसार लीला है | 
कला से लेकर पृथ्वी तक के तत्त्वों से बने हुए 
सूक्ष्म और स्थूल शरीरों को ही अपना आप समझते 
रहना जीव का अज्ञान है जिस का कारण माया है | 
तथा स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अपना आप समझना 
ही संस्कारों के प्रभाव से बन्धन रूपी विकल्प ज्ञान 
प्राणी के बन्धन बनते हैं? बन्धन रूपी प्रसर ज्ञान ही 
अशुद्धता का कारण है जिससे कश्मीर शैव शास्त्र में 
मल कहा गया है, इस के तीन प्रकार हैं :- आवण 


VICHAR ०32. 


मल, माययी मल, कार्म मल | 


आणव मल (Imperfection) पंचकंचुकी | 
(cloacks of obscuration) कला विद्या राग, काल, 
नियति के स्तर तक चेतनता का संयोग माययी 
पदार्थो से नहीं होता तथा कर्म आदि उत्पन्न नहीं 
करता, परन्तु आत्मा पंचकंचुकी के प्रभाव से जब 
शिव अपने पद से नीचे अवरोहण करता है तो 
उसका पशु सीमित व्यक्तित्व हो जाता है यही 
संकुचित अवस्था आणवमल È | 

माययी मल (Differentiation) 


जगत को भिन्न समझना तथा इस में 
आसक्ति ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती 
है, इसी अशुद्धता को माययी मल कहते हैं। 


आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार :- 


“पुमान प्रकृतिर्‌ इति एश भेदः संमूढ 
चेतसाम्‌ परिपूर्णास्तु मन्यन्ते निर्मलात्मा मय 
जगत्‌ || 

यह पुरुष और प्रकृति का भेद मूर्खा में होता 
है, ज्ञानी जन तो जगत्‌ को निर्मल स्वात्म स्वरूप 
से युक्त मानते हैं अथवा अनुभव करते हैं | 


कार्म मल (Attachments) 


पंचकंचुकी के प्रभाव से आत्मा को कर्म की 
ओर प्रवृत्ति बढ़ती है। माययी पदार्थ से कर्म करने 
लगता है। इसी से उत्पन्न अशुद्धता को कार्म मल 
कहते हैं। इन मलों से आत्मा के असली स्वरूप पर 
आवरण सा पड़ जाता B] यह आवरण विकल्पों 
द्वारा ही सम्भव है तथा विकल्प तीन प्रकार के हैं:- 


1. पहला, विकल्प इस संसार को चलाती है। 


2. दूसरा, हमें अभेदे, भेदोभेद तथा भेद को समझने 
में सहायता देती है। 


3. तीसरा, सब विकल्पों (Thought construct or 
ideating this from that) समाप्त करके, निर्विकल्प 
अवस्था प्रदान करती है। 


सारांश यह है कि ऊपर कहे तीन मलों के 
आवरण की अशुद्धता को मिटाने के लिए तथा स्व 
स्वरूप प्राप्ति के लिए तीन उपायों की अभिव्यक्ति 
की गई है, वह हैं :- आणव उपाय, शाक्तो उपाय, 
शाम्भो उपाय 


आणव उपाय : यहां क्रिया शक्ति की 
अभिव्यक्ति है। इस में बाह्य अथवा स्थूल रूप 
अर्थात्‌ मन्त्र, जप, पाठ, योग इत्यादि का प्रयोग है। 
समावेश जो, उपचार करण, ध्यान, वर्ण की विधि से 
होता है इसमें प्रमीय पदार्थ भावना के अवलम्बन 
हैं। पंचस्तवी के लघु स्तव में आणव उपाय का 
संकेत है। (Junction of intake and offtake respi- 


ration) 


शाक्तोपायः इसे ज्ञानोपाय भी कहा जाता 
है। इस से द्वैत ज्ञान से अद्वैत ज्ञान की ओर 
साधना द्वारा प्रयत्न किया जाता है | शुद्ध चित्त द्वारा 
परम तत्त्व का चिन्तन किया जाता है। इस में 
इतना अभ्यास गहरा होना आवश्यक है कि 
साधक की आत्मा जीवभाव के संस्कार को मिटा 
सके। इस में चित्त का आलम्बन (Support) साधक 
अपने ही आप बनता है। इसमें अशुद्ध विकल्प मिट 
जाते हैं। पंचस्तवी का चर्चास्तव शाक्त उपाय की 
ओर संकेत है। (Junction of the change of cogni- 
tion from one object to another) 


शाम्भो पायः यह किसी आलम्बन 
(support) के बिना होता है। इसे इच्छोपाय भी 
कहते हैं क्योंकि इच्छाशक्ति के प्रयोग से स्व स्वरूप 
प्राप्ति का अभ्यास किया जाता है| यह इच्छा तत्त्वों 
वाला जगत उसी की अहंरूपिणी संवत्‌ के भीतर 


VICHAR +33- 


प्रतिबिम्बित चमक उठती है। यहां पूर्ण अंहता का 
आभास होता है। 


इसीलिए उत्पलदेव ने कहा है :- 
ईश्वरोऽहममेव रूपवान 

पण्डितोऽस्मि सुभगोऽस्मि कोऽपरः | 
मत्स्मोऽस्ति जगतीति शोभते 

मानिता त्वदनुरागिनः परम्‌ । | 
(Rio तोत्रावली 13/4) 


मैं ईश्वर (स्वतन्त्र), मैं सुन्दर (चिदात्मा 
प्रकाशित), मैं ज्ञानवान तत्त्वदर्शी, मैं परमानन्द रस 
पूर्ण सौभाग्यवान हँ | इस जगत में मेरे समान कौन 
है, ऐसा पूर्ण अहन्ता की भावना वाले एकात्मा का 
अनुभव करने वाले भक्त को ही शोभा देता है। 
पंचस्तवी का (तीसरा) घटस्तव शाम्भोपाय अथवा 
इच्छोपाय की ओर संकेत È| Concentration on 


objectlessness) 


इससे उत्कृष्ट और एक उपाय है जिसको 
अनुपाय अथवा सहजोपाय भी कहते हैं। इससे 
सत्गुरु अथक शिव के अनुग्रह, शक्तिपात, संस्पर्श, 
दर्शनादि मात्र से योग्य साधक को शिव रूप का 
ज्ञान हो जाता है | चौथा स्तव पंचस्तवी की अम्बास्तव 
अनुपाय की ओर संकेत दर्शाता है । 


पांचवा स्तव सकल जननी स्तव, चित्त शक्ति 
अर्थात्‌ संवित, शक्ति का प्रसार है | सारांश यह कि 
यह सारा विश्‍व एक शाश्‍वत सत्ता, चित्त की प्रतिछाया 
मात्र है। चूंकि प्रतिछाया अच्छे या बुरे प्रतिक्षेपक पर 
पड़ती है इसलिए तदनुरूप. अच्छे या बुरे बिम्ब 
बनते हैं। न 


आत्मा स्वरूपतः शुद्ध है, एक वही सत्ता है 
जो कीट से लेकर पूर्णतया विकसित प्राणी तक में 


प्रतिबिम्बित है। इस तरह यह सम्पूर्ण विश्व एक 8 | 
हर दृष्टि से अर्थात्‌ भौतिक मानसिक, नैतिक, अध 
यात्मिक से इस एक संवित्‌ को ही हम विभिन्न 
रूपों में देखते हैं। अपने मन से अनेक बिम्ब इस 
पर अध्यस्त करते हैं। जिस प्राणी ने अपने को 
मनुष्यत्व तक ही सीमित रख लिया हे, उसे ऐसे 
लगता है कि यह संसार मनुष्यों तथा जीवों का है। 
किन्तु जो चेतना के उच्चतर स्तर पर है उनको 
समावेश में साक्षत्कार होता है। जिस के लिए 
कामना करना अनिवार्य है अतः त्याग, ज्ञान, तथा 
भक्ति के मिश्रण से ही ऐसा सम्भव हो सकता j| 


इति शिवम्‌ 


राजौरी में 'कोशुर सम्भाषण' समारोह 


गत दिनों राजौरी में कश्मीरी पण्डित बिरादरी 
ने 'मातृभाषा का महत्व' पर एक संगोष्ठी का आयोजन 
किया, जिस की अध्यक्षता हिल पोस्ट के सम्पादक 
श्री ए के were ने की। 


इस अवसर पर भावी पीढ़ी में अपनी विरासत 
को संजोने की ललक उत्पन्न करने के लिए विशेष 
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 


'कोशुर सम्भाषण' में नन्हें बच्चों ने भाग 
लेते हुए अपनी मातृभाषा कश्मीरी में विचार व्यक्त 
करते हुए सब को प्रभावित किया।। इस अवसर 
पर चिरंजीव बंगरू तथा अक्षय कौल को पुरस्कृत 
किया गया। जम्मू कश्मीर विचार मंच के वरिष्ठ 
कार्यकर्ता डा. रमेश राजदान ने इस कार्यक्रम को 
सफल बनाने में अपनी सेवाएं प्रदान कीं | 


— राजौरी संवाददाता 


VICHAR «34. 


हेरथ के मनाने की प्रक्रिया पर एक नजर 


- त्रिलोकी नाथ पण्डित “वानप्रस्थी” 


ल ने कश्मीरी पद्धतिनुसार हेरथ अथात्‌ महाशिवरात्रि को महत्व पर प्रकाश डालवे हुए 
इसकी तात्रिक और वैदिक रीति का विश्लेषण किया है। लेखक ने इस तथ्य को प्रमाणित करने का 
प्रयास किया है कि हम जो शिवरात्रि मनाते हैं वह वैदिक परम्परानुसार ही मनाते हौं। 


इस रात्रि भगवान शिव तथा पार्वती को समक्ष आमिष पदार्थो का मोजन परोसना भारतीय 
षड्दर्शन तथा damned दर्शन के अनुसार भी वर्जित घोषित किया गया है। लेख में हर रात्रि के 
अस्तित्व को नकारा गया है कहीं eee, वटुका Wea, जलकुम्भ सजपठुल अखरोट तथा वैश्वदेव यज्ञ 


पर प्रकाश डाला गया Èl (सम्पादक) 


स्वनामधन्य शैवाचार्य कश्मीर में ही जन्में और 
शैव दर्शन को परवान चढ़ाया। 'शिवरात्रि' नाम की 
शब्दरचना से ही प्रतीत होता है कि यह मुख्य रूप से 
रात्रि का त्यौहार है। सम्पूर्ण देश में और विदेशों में भी 
इसे रात्रिकाल में ही मनाते हैं। व्रत, उपवास रखना, 
मन्दिरों में पूजा-पाठ के लिए जाना, जप -तप करना, 
दान-पुण्य करना तथा अभ्यागतों को खिलाना -पिलाना 
- इसी रूप में देशभर में इस त्यौहार को मनाया जाता 
है। परन्तु कश्मीरी पद्धति इससे भिन्न प्रकार की है। 
यहाँ यह मन्दिरों का नहीं, घर-घर का त्यौहार है। 
और प्रयत्न किया जाता है कि घर के सभी सदस्य 
'दूर-समीप' एकत्र हो कर इसे सामूहिक रूप से 
मनाएं | 

त्यौहार मनाने की दृष्टि से भी एक मुख्य भेद 
है। जहाँ देशभर में यह त्यौहार एक या दो दिन का 
होता है, वहा कश्मीरी हिन्दुओं में यह तीन सप्ताह या 
कम से कम दो सप्ताह का होता है। होरा अष्टमी से 
लेकर तैल अष्टमी तक इसको मनाया जाता है। जितना 
महत्वपूर्ण इसका धार्मिक पहलू है, उतना ही महत्वपूर्ण 
इसका सामाजिक पहलू भी है। परन्तु आजकल यह 
सामाजिक त्यौहार ही बनता जा रहा है, इसका धार्मिक 


रूप गौण हो रहा है। मनीषियों और सामाजिक 
कार्यकर्ताओं को इसकी और ध्यान देना चाहिए और 
समाज में पुनर्जागरण लाना चाहिए। 'र्म' शब्द की 
व्याख्या करते हुए सुविख्यात विद्वान ऋषि कणाद ने 
दोनों पहलुओं को समान रूप से महत्वपूर्ण माना है, 
“यतोंम्युदय निःश्रेयस्सिद्धिः स धर्म: | 


इस पर्व का मुख्य देवता है -भगवान शंकर | 
शंकर का अर्थ है, व्याकरण की दृष्टि से 'कल्याणकारी 
इं करोतीति शंकरः | कल्याण भी तीन प्रकार का होता 
है - भैतिक, दैविक और अध्यात्मिक | सभी प्रकार के 
कल्याण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परन्तु अध्यात्मिक कल्याण 
ही वास्तविक कल्याण है। इसी के साथ यह बात भी 
समझनी चाहिए कि अध्यात्मिक कल्याण भैतिक और 
दैविक कल्याण पर ही निर्भर करता है। 


शिवरात्रि मूल रूप से आराधना, साधना और 
सिद्धिप्राप्ति का त्यौहार है। रात्रि का समय इस लक्ष्य 
प्राप्ति के लिए सहज और सुगम है। यजुर्वेद के 
शिवसूक्त का पहला श्लोक 8| 


यज्जाग्रतो दूरमेदुति दैवं तदुसुप्तसय 
तथैवैति, दूरँगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः 
शिव संकल्पमस्तु i 


VICHAR °35° 


मन को वश करके ही सिद्धि प्राप्ति की जा 
सकती है, अन्यथा नहीं। यह मन जाग्रत अवस्था में 
माया से मिलकर दूर-दूर तक चला जाता है और 
सुप्तावस्था में अपने लक्ष्य के समीप पहुँच जाता है। 
उस समय उसे लक्ष्य तक सुगमता से पहुँचाया जा 
सकता है। इसी कारण से योग साधना की दृष्टि से 
रात्रि का समय उपयुक्त माना जाता है। कश्मीरी 
पण्डित समाज मूल रूप से आध्यात्मिक उन्नतिरत 
समाज है। कश्यप ऋषि के सद्‌प्रयत्नों से ही सतीसर 
सुंदर घाटी में परिवर्तित हुई और उन्होंने ही सरस्वती 
नदी के del पर बसने वाले विद्ववान और साधनारत 
ब्राह्मणों को लाकर इस घाटी में बसाया। इसी कारण 
से सभी कश्मीरी पण्डित सारस्वत ब्राह्मण' कहलाते 
हैं। यह बात इतिहास सिद्ध है। 


कश्मीर घाटी शीतकाल में हिमपात के कारण 
देश के भागों से कट जाती थी। भीतरी मार्ग भी अवरुद्ध 
हो जाते थे। इस कारण प्राकृतिक दृष्टि से प्रचुर समय 
मिल जाता था। धर्मपरायण जनता इस समय को व्यर्थ 
नहीं गवाँती थी। यह समय वे साधना में लगाते थे और 
आध्यात्मिक उन्नति में अग्रसर होते थे। यू तो प्रत्येक 
रात्रि साधना की दृष्टि से उपयुक्त है परंतु फाल्गुण 
कृष्ण त्रयोदशी रात्रि का विशेष महत्व है। 


कश्मीरी पद्धति से यह त्यौहार मनाने में हमें 
कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है और विशेष 
प्रकार का पूजन भी किया जाता है। इसके साथ कुछ 
विशेष शब्द भी जुडे हुए हैं। अब हम इन्हीं पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या करेंगे ताकि इस पद्धति की विशेषता 
समझ में आ WP] ये शब्द इस प्रकार हैं - हेरथ, 
agh, भैरव, जल-कुम्भ, सञपलुल, और ada रूप में 
अखरोट कश्मीरी पद्धति में सम्पूर्ण शिव परिवार का 
पूजन होता है। धार्मिक कारणों के साथ-साथ इसके 


सामाजिक और ऐतिहासिक कारण भी है, इन पर भी | 


दृष्टिपात करना आवश्यक है। 


हेरथ 
कुछ विद्वान 'हेरथ' शब्द हर रात्रि का अंपभ्रंश 
रूप मानते हैं। व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत शब्द हर 
रात्रि का प्राकृत रूप "EX रात' बन जाता है और इसी 
का अपभ्रंश रूप हेरथ बन जाता है। दूसरे विद्वान 
'हेरथ' को शिवरात्रि का ही कश्मीरी पर्याय रूप मानते 
हैं। भाषाओं का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं 
तो पता चलता है कि संस्कृत के 'श' या 'ष' वर्ण की 
ध्वनि कश्मीरी भाषा के Sp को कश्मीरी में 'हथ 
कहते हैं | इसी प्रकार पंच षष्टी 'पंचुंहाँठ', सत्पष्ठी को 
सतु हॉठ और श्वसुरको ह्महुर बोलते हैं | इस नियम के 
अनुसार शेरथ का हेरथ में परिवर्तित होना नियमानुसार 
शुद्ध है। इस प्रकार हम देखते है कि 'हेरथ' शब्द 
हररात्रि से भी बनता है और शिवरात्रि शब्द से भी | अब 
प्रश्‍न उठता है कि शताब्दियों से कश्मीरी समाज 
हररात्रि मनाता है या शिवरात्रि? किसी परिणाम पर 
पहुँचाने से पहले हमें इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति के 
आधार पर अर्थ gear पडेगा और साथ प्रचलित पूजा 
पद्धति पर भी विचार करना होगा | 


हर शब्द व्याकरण की दृष्टि से 'ह' धातु से 
बना है, जिसका अर्थ है- हरण करना, छीन लेना, दूर 
करना या लुट जाना। 'शिव' शब्द शं धातु से सकारात्मक 
(Positive) है और 'ह' धातु नकारात्मक (Negative) 'हर' 
रूप में हम महादेव से प्रार्थना में हम कहते हैः- "शिव 
शंकर | शिव शंकर || हर में हरदुतिम्‌।” हर रात्रि 
शब्द कुछ तान्त्रिक ग्रन्थों में अवश्य देखने को मिलता 
है, परन्तु शिवरात्रि के पूजाग्रन्थ जो बहुत समय से पूरे 
समाज में प्रचलित है, उनमें हररात्रि शब्द ढूँढने पर भी 
कहीं नहीं मिलता है। हर स्थान पर 'शिवरात्रि' शब्द ही 
दृष्टिगोचर होता है। जीवादान करते समय ही पढ़ा 
जाता है - 


"कालरात्रि, ताल रात्रि, राक्चिरात्रि, 


VICHAR ०३6. 


शिवरात्रि” 


समस्त शिवरात्रिदेवताभ्य: जीवनदानं 
परिकल्पयामि नम: |” 


और फिर इसके बाद कम से कम पाँच छः: बार 
शिवरात्रि शब्द दोहराया जाता है। जब हम धूप-दीप, 
पाद्य-अर्घ्य, स्नान, आसन नैवेद्य प्रदान करते हैं। तांत्रिक 
पूजा पद्धति व्यक्तिगत पूजा है, सामूहिक रूप से ऐसा 
पूजन करने का विधान नहीं है। इस पूजा का एक मात्र 
लक्ष्य कुछ अप्राकृतिक शक्तियों को प्राप्त करना होता 
है, जिस से कोई व्यक्ति अपनी सुख-सम्पत्ति और 
ऐश्वर्यो को प्राप्त करता है। यह सकाम पूजा है, जिस 
का फल प्राप्त करने के पश्चात समाप्त हो जाता È | 


इसके विपरीत वैदिक पद्धति की निष्काम पूजा 
है जो परमात्मा-प्राप्ति में सहायक होती है। तान्त्रिक 
पूजा में अन्य कुछ प्राणियों पर नियन्त्रण प्राप्त करके 
उनको अपने प्रयोग में लाया जा सकता है, परन्तु 
वैदिक पूजा में ऐसी कोई भी स्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति का 
कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वहाँ स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 
सब प्राणियों को मित्र दृष्टि से देखना चाहिए- मित्रस्य 
चक्षुषा सर्वानि भूतानि समीक्षे' — यजुर्वेद 

गरुड पुराण, शिव पुराण और याज्ञवलक्य 
स्मृति में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है- "व्यवहारे 
तु वैदिक" | वहाँ अलग पूजा पद्धतियों का वर्णन करने 
के बाद कहा गया है कि व्यवहार में वैदिक पद्धति को 
ही लाना चाहिए। 


उपरोक्त weal से सिद्ध होता है कि हम जो 
शिवरात्रि मनाते है वह केवल मात्र वैदिक सिद्धांत के 
आधार पर ही है। अतः हम कह सकते है कि “ser 
जो हम मनाते हैं, वह शिवरात्रि ही है। 


वदुकः- दूसरा शब्द है 'वटुक'। अपनी भाषा में 
शिवरात्रि पूजा को हम 'वटुक-बरुण' भी कहते हैं। 


age शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है जलकुम्भ से 
उत्पन्न हुआ बालक और दूसरा अर्थ है- जमा करना, 
एकत्रित करना या समेटना। 


कश्मीरी भाषा में भी, जो मुख्य रूप से संस्कृत 
भाषा का तत्सम और तदभव रूप है, इस शब्द को 
"qe कहते हैं | सब प्रकार की पूजा सामग्री को एकत्र 
करना और विशेष रीति से सजाना - संवारना "ges 
~मरना' कहलाता है और सम्पूर्ण, शिव परिवार की 
पूजा को 'वटक-पूजा' कहते हैं। 

भैरव :- भैरव शब्द 'भी' धातु से बना है 
जिसका अर्थ है भयानक, भयदायक, खौफनाक | चूँकि 
शिव जी ने कौतुकवश एक नट की भांति स्वयं ही ऐसा 
रूप धारण किया था, अतः 'भैरव' और कोई नही, स्वयं 
शिव ही है। 


जल कुम्म :- कश्मीरी पद्धति की शिव 
“रात्रि पूजन में यह प्रथा है कि विभिन्न जल -पात्रों में 
अखरोट डाल कर, पूर्णतया सजाकर शिव परिवार के 
रूप में पूजा की जाती है। इस सारी सृष्टि को ब्रह्माण्ड 
कहते हैं। अण्डाकार इस सृष्टि में तीन चौथाई जल ही 
जल है, एक चौथाई ही स्थूल तत्व है। इसका वर्णन 
ऋग्वेद में "पुरुष सूक्त” में मिलता है 


= “पादोस्य विश्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृत दिवि |” 
आधुनिक वैज्ञानिक भी यह तथ्य मानते हैं कि जगत का 
चौथाई भाग ही स्थूल रूप है, तीन भाग जल ही जल 
है। पात्रों में जब हम जल भरते हैं तो मात्रा भी लगभग 
इसी अनुपात में होती है। यानि इन जलपात्रों में हम 
परमात्मा रूपी ब्रह्माण्ड की कल्पना करते हैं। इसी 
कारण देवादिदेव महादेव जो सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापक है 
की जलकुम्भ रूप में पूजा करने से बढ़कर और क्या 
पूजा हो सकती है। 


दूसरा कारण साधना पक्ष का है। साधक की 
साधना तभी सिद्ध हो सकती है जब उसका मन और 


VICHAR *37* 


प्राण एकाकार हो जाए। योगसाधना करने वाले लोग 
यह बात सहज ही समझते हैं। कदाचित्‌ इसी कारण 
से सुप्रसिद्ध सिद्ध भक्त कवि परमान्नद ने कश्मीरी 
पण्डितों को चेताया है, अपनी एक कश्मीरी लीला में 
जब वे कहते हैं- 


सञपतुल :- सञपतुल का आकार शिवलिंग 
के समान ही होता है, और शिवलिंग का आकार 
ब्रह्माण्ड का ही आकार है। एक पौराणिक कथा के 
अनुसार जब सदाशिव अर्धरात्रि के समय एक ज्योतिर्लिंग 
रूप में प्रकट हुए थे तो उसका आकार भी इसी के 
समान था | द्वादश ज्योतिर्लिंग सब समान आकार के हैं, 
ऐसा शिवभक्त भी कहते हैं और शास्त्रों का भी वर्णन है। 
'पोलुल' कश्मीरी भाषा में किसी भी ठोस मूर्ति को कहते 
हैं। पूजा में काम आने की मूर्ति को पोतुल कहते हैं। 
सनातन धर्म मे निराकार देवादिदेव का पूजन आस्तिकजन 
धातु-मूर्ति के साकार रूप में करते हैं | "सज" शून्य का 
अपभ्रंश है| बौद्ध मत इसी शून्य वाद पर आधारित È | 
कुछ कश्मीरी सूफी कवियों ने परमात्मा अंतिम रूप 
शून्य ही माना है। 


वेदान्त दर्शन के अनुसार ब्रह्मा का मूल निराकार 
है | प्रारंभिक साधक साकार का अवलम्बन तो करते हैं 
परन्तु आध्यत्मिक उन्नति पर पहुंचकर अन्ततः निराकार 
पर ही पहुँचाना होता है। यह निराकार ब्रह्म ही तो 
"सञपतुल” है। इसी कारण शिवरात्रि के अवसर पर 
महादेवं का पूजन इसी रूप में किया जाता है। अतः 
"सञनतुल" शून्याकार शिवमूर्ति का ही दूसरा नाम है | 
कश्मीरी भाषा में "SU देने का अर्थ है पात्रों को जल 
पूरति करना। कश्मीरी घरों में पवित्र में "सञवारियाँ” 
रखने का अभी तक प्रचलन है जिन्हें घर की कोई 
महिला स्नान व ध्यानादि के बाद सब से पहले ताज़ा 


जल भरती हैं। प्रत्येक प्रकार के रूप में दो छोटे पात्रे 


रखे जाते हैं। यह दो वारियाँ 'मातृकाओं' का रूप माना 
जाता है। 'सञतुल' आकार के शिवलिंग का ही प्रत्येक 


शिव मन्दिर में पूजन होता है। इसी सञपतुल का 
शिवरात्रि पूजन में महत्व है। 
नैवेद्य के रूप में अखरोट 

लोगों की सामान्य धारणा यही होती है कि 
जलवायु के अनुसार जिस स्थान में और जिस ऋतु में 
जो कुछ भी प्राप्त होता है, वही "नेवेद्य रूप' में उस 
स्थान पर पूजा के कार्य में भी प्रयुक्त होता है | अखरोट 
के विषय में भी यही धारणा किसी अंश तक ठीक È 
फाल्गुण मास में, जब कश्मीर घाटी बफ से sat रहती 
है तो खुश्क मेवे के अतिरिक्त और कोई मेवा प्राप्त नहीं 
होता है। और फिर यह नैवेद्य पूजा के बाद बहुत समय 
तक रखना पड़ता है ताकि सब इष्ट बन्धुओं तक 
पहुँचाया जा we] अखरोट इस कसौटी पर खरा 
उतरता है। अतः नैवेद्य के रूप में अखरोट का ही चयन 
किया गया। परन्तु बात यहीं तक सीमित नही है 
क्योंकि यदि मात्र यह ही कारण होता तो दूसरा खुशक 
मेवा बादाम भी काम में लाया जा सकता था, परन्तु ऐसा 
कुछ नहीं किया गया | यद्यपि बादाम अखरोट से अधि 
Te गुणवर्धक और आयुर्वेदिक दृष्टि से लाभदायक भी 
है और कश्मीर में प्रचुर मात्रा में पाया भी जाता है। 
अतः अखरोट के चयन में कुछ और भी कारण है, जिसे 
जानने का हम प्रयत्न करेंगे। 


अखरोट आकार से एक छोटा ब्रह्माण्ड ही है 
जो सम्पूर्ण मानव जीवन का प्रतीक है। सनातन धर्म के 
दर्शन की दृष्टि से मानव जीवन में भी चार अवस्थाएं 
होती हैं जागृत, स्वपन्न, सुषुप्ति और तुरीय। चार आश्रम 
होते हैं- ब्रहाचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास तथा 
चार वर्ण होते हैं- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र | ये 
सभी अवस्थाएँ परस्पर अन्योश्रित है, एक दूसरे की 


पूरक है। यह अखरोट हमें परमात्मा के चार पाद और 
चार dal का भी स्मरण कराता है। 


वैश्वदेव : शास्त्र विधि के अनुसार देव पूजन 


VICHAR ०38. 


के उपरान्त अपने इर्द-गिर्द सभी प्राणियों को तृप्त 
करना परमावश्यक हे | साधारण भाषा में इसे ब्रह्म भोज 
कहते हैं। इसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात परमात्मा को 
भोजन देकर तृप्त करना | निराकार परमात्मा तो सरकार 
रूप में यह सारा संसार ही है और संसार में जितने 
प्राणी रहते हैं उनकी गणना वैदों के चौरासी लाख 
निर्धारित की है। अर्थात इस सृष्टि में चौरासी लाख 
प्रकार के प्राणी हैं जिन को तृप्त करना ही वास्तविक 
ब्रह्मभोज हो जाता है | ये प्राणी मोटे तौर पर तीन प्रकार 
के गिनाए गए हैं - जलचर, थलचर, और नभचर। 
दूसरे शब्दों में उन्हें स्थावर और जंगम भी कहते हैं। 
इन सब का सरक्षण और संवर्धन करना मनुष्य का 
कर्तव्य है। ऐसा करने पर ही मनुष्य सर्वोतम प्राणी 
कहलाने योग्य बन जाता है। जिस प्रकार सभी बच्चों 
का लालन-पालन करके प्रसन्न रखने से उनके 
माता-पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस काम को करने 
के लिए प्राचीन मनीषियों ने अपूर्व वैज्ञानिक मार्ग अविष्कृत 
किया, जिसे बलि-वैश्वदेव कहते हैं | यह एक प्रकार से 
छोटा हवन ही होता है। भूमि पूजन के उपरान्त अग्नि 
में आहुतियाँ डाली जाती है। पहले अपने से उत्कृष्ट 
प्राणियों देव, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व और श्रेष्ठ पितरों के 
नाम आहुतियाँ डाली जाती है, फिर अन्य प्राणियों के 
नाम पर डाली जाती है। भूमि पर दर्भ बिछाकर देवताओं 
ऋर्षियों, पितरों और अपने कुल के पूर्वजों के नाम 
अन्न-जल देकर सन्तुष्ट किया जाता है फिर अपने 
निम्न स्तर के प्राणियों की तृप्ति के लिए अन्न-जल का 
दान किया जाता है। ऐसा करना नितान्त आवश्यक है | 
इसके बगैर पूजन अधूरा माना जाता है। ऐसा करने से 
दर्शन और व्यवहार को, स्वार्थ और परमार्थ को तथा 
भौतिकता एवं अध्याकिमकता को एक दूसरे के साथ 
जोड दिया जाता है। ऐसा करने पर ही कार्य की पूर्णता 
मानी जाती है और किसी लाभकारी फल की आशा की 
जाती है। यही तो प्रकृति का नियम है। भैरव भेंट के 


नाम पर कुछ लोग आमिष पदार्थों का भी उपयोग करते 
& जैसे ये भैरव शिव-शंकर के संगी-साथी और 
आज्ञाकारी भक्त न होकर कोई भूत-प्रेत, यवन आत्माएं 
हो। 


शंकर के सान्निध्य से बढ़कर और कौन सी 
सत्संगति हो सकती है? वैसे भी किसी पतित प्राणी को 
अपवित्र भेंट चढ़ाने से सारस्वत ब्राह्मणों को कौन सी 
पवित्र सिद्धि हो सकती है। शास्त्र कहते है कि शव' 
दर्शन से अशैच लग जाता है और नहा धोकर ही इससे 
छुटकारा मिल जाता है। 19 ई. शताब्दी की बात है कि 
कश्मीर में हमारे समाज में ऐसी ही ज्वलन्त प्रश्‍न उठ 
खड़ा हुआ था कि मांस बलि चढ़ाना शास्त्र सम्मत है 
या वर्जित। भारतीय षड्दर्शन, बौद्ध-जैन आर्य समाज 
के दर्शन तो स्पष्ट रूप से इसे वर्जित घोषित करते हैं, 
इस पर कोई शंका नहीं होती है। परन्तु शैव -शाक्त 
दर्शन के सम्बन्ध में हम तब तक कुछ कहने से 
हिचकिचाते थे। 


अतः इन पंक्तियों के लेखक ने एक परिपत्र 
तैयार कर विद्वानों -धर्माचायों को भेज कर मार्गदर्शन 
के लिए प्रार्थना की थी। फिर एक पत्र तत्कालीन 
सुप्रसिद्ध शैवाचार्य और स्वामी लक्ष्मण जी (निशात 
आश्रम, कश्मीर) की सेवा में भेजा गया था। हमारे 
अहोभागय से स्वामी जी ने उत्तर देकर हमें कृतार्थ 
किया उन्होंने स्पष्ट रूप से उन विद्वानों की भर्तसना की 
थी जो प्राण बली को किसी भी रूप में उचित ठहराते 
है। पत्र के अंत मे स्पष्ट निर्देश दिया था- इत्यतः मै 
हाथ उठाकर PEN कि मांस - भक्षण सर्वथा निषिद्ध 
है और यह मास- भक्षण की प्रथा समूल नष्ट होनी 
Mev! /ऊँ// आपका सुहत लक्ष्मण जू ईश्वर आश्रम /' 


द 


VICHAR *39* 


| चेतना दिवस पर विशेष | 


शहीद पं प्रेम नाथ भट्ट की 19वीं शहीद पं प्रेम नाथ भट्ट की 49वीं पुण्यतिथि 
"पत्रकार जगत के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे शहीद yee’ 


-डा. जितेन्द्र सिंह 


uuum S 


SS 


चेतना दिवस समारोह को अवसर पर मच पर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टी एन ucc 
चिकित्सक डा. जितेन्द्र सिह तथा न्यासी श्री यश TRT (बाएं से दाण) 


कश्मीरी विस्थापित समाज में चेतना जगाने 
के लिए प्रत्येक वर्ष 27 दिसम्बर को शहीद पं. प्रेम 
नाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में चेतना 
दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें साम्मूहिक 
रूप से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत समाज 
सेवी, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, शिक्षक, न्यायविद्‌, 
राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक, नेता तथा उनके 
पदाधिकारी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस 
कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के 
लिए उपस्थित होते हैं। यह दिन निष्कासित समाज 
के लिए अपने विस्थापन के घावों को हरा करने का 
है, अपने पैतृक घरों में वापस लौटने की ललक को 
तीव्र करने का है, स्वयं में यह चेतना जगाने का है 


भट्ट के ऊँचे sms का स्मरण करते हुए उनके 
दिखाए गए मार्ग पर अग्रसर होने का है कि हम 
समाज, देश और राष्ट्र की सम्प्रभुता के लिए क्या 
कर सकते हैं, अपने घरों में वापसी को सुनिश्चित 
करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और क्या कर 
रहे हैं? 


गल वर्ष इस बार भी कश्मीरी विस्थापितों 
के ज्वलंत मुद्दों के रेखांकित किया गया। समारोह 
के मुख्यातिथि ख्यातनाम चिकित्सक एवं लेखक 
डा. जितेन्द्र सिंह थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ 
अधिवक्ता टी एन भट्ट ने समारोह की अध्यक्षता 
की | सामाजिक कार्यकर्ता तथा जम्मू कश्मीर विचार 


- मंच के राष्ट्रीय महासचिव श्री हीरालाल भट्ट ने 
कि हमारा दायित्व क्या है? शहीद पं. प्रेम नाथ | : 


VICHAR «40» 


कश्मीरी पण्डित समुदाय का प्रतिनिधित्व किया | 
इस अवसर पर कुलगाम जिले के चोगाम गांव 
के शहीद रमेश कौल (30) तथा अनंतनाग 
जिले के अकिनगाम गांव के शहीद निरंजन 
नाथ ऋषि को सम्मानित किया गया । शहीदों 
के परिजनों ने मंचस्थ वक्‍ताओं से ट्रस्ट की ओर से 
सम्मान ग्रहण किया। ट्रस्ट की ओर से सम्मान 
स्वरूप शाल, सम्मान पत्र एवं समर्पण राशि भेंट की 
जाती है। सम्मान समारोह समिति के चेयरमैन डा. 
अर्जन नाथ पण्डित ने सम्मनित शहीदों के जीवन 
वृत्त तथा इनके बलिदान की शौर्य गाथाओं पर 
प्रकाश डाला। कवयित्री संतोष नादान ने कविता 
पाठ किया तथा संस्कार भारती के कार्यकर्ता अजय 
जी ने समापन पर वंदेमातरम्‌ का गायन किया। 
समारोह के प्रारम्भ में अभय पब्लिक स्कूल मूठी के 
विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की तथा संगठन 
के न्यासी तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री यश भसीन ने 
सभा का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच का संचालन 
डा. महाराजकृष्ण भरत ने किया। 


समारोह समिति को चेयरमैन 
en अर्जच नाथ पण्डित 


समारोह के मुख्यातिथि डा. जितेन्द्र सिंह 
ने शहीद पं0 प्रेम नाथ भट्ट के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शहीद 
भट्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता तथा पत्रकारिता जगत्‌ 
के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए अपना 
बलिदान दिया। वे सदैव ही समस्त पत्रकार जगत 
के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। कश्मीरी पण्डितों के 
उल्लेखनीय योगदान की प्रशंसा करते हुए डा0 
जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कश्मीरी पण्डितों का 
इतिहास निरतर एक संघर्ष का इतिहास रहा है 
और इस समुदाय ने प्रतिकूल परिरिथातियों में भी 
अपनी पहचान, आत्म सम्मान और अस्तित्व को 
बनाए रखने में सफलता प्राप्त की तथा साथ ही 
दूसरों के लिए पथ प्रदर्शित भी किया। उन्होंने कहा 
कि जो कश्मीरियत घाटी में धीरे-धीरे समाप्त होती 
जा रही है उसे एक - एक कश्मीरी पण्डित जिंदा 
रखे हुए हैं। 


सामुदायिक वक्ता श्री हीरालाल भट्ट ने 
इस अवसर पर शहीद dO प्रेम नाथ भट्ट को 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक महान 
समाज सेवा, गुप्तदानी, त्यागी, अनुशासन बद्ध, 
परम ज्ञानी तथा उनमें जन्म भूमि के प्रति असीम 
प्यार था। मातृभूमि का असीम प्रेम ही उन्हें अपनी 
ओर खींच लाया था। जम्मू से घाटी की परिस्थिति 
को जानने के लिए वह जब अपने पैतृक घर गए 
थे तो वही मातृभूमि में समा गए। यह मातृभूमि के 
प्रति आपार स्नेह ही था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे 
का नाम कश्मीर के नाम कर श्री कश्मीरी लाल 
रखा | उन्होंने कहा कि शहीद भट्ट साहब दूरदर्शी 


VICHAR «41° 


तथा भविष्य द्रष्टा थे। उनके लिखे अनेक लेखों में 
सरास्त्र आतंकवाद का पूर्वाभास दिखता हे | केन्द्र 
और राज्य स्तर पर कश्मीरी पण्डित समुदाय के 
साथ हो रहे भेदभाव को शहीद भट्ट साहब ने 
अपने लेखों का मूल विषय बनाया | 


कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास, रोजगार 
के अवसरों तथा घाटी वापसी के मुद्दों पर केन्द्र 
तथा राज्य सरकार के तथाकथित पैकेजों की 
आलोचना करते हुए श्री हीरालाल भट्ट ने कहा 
कि राज्य सरकार ने क्षीरभवानी तथा मार्तण्ड में 


समारोह को सम्बोधित करते हुए 
श्री हीरालाल भट्ट 


सांस्कृतिक पर्यटन के लिए पहले जो क्वार्टर बनाए, 
उसे विस्थापितयों की घर वापसी के साथ जोड़ा 
गया। शेखपुरा, हरनाम अनंतनाग में जो भूमि चिन्हित 
की गई है तथा फिर जगटी में जिस टाउनशिप की 
बात की गई, इससे पूर्व समाज के व्यापक नेतृत्व 
को विश्वास में नहीं लिया गया। अभी प्रधानमंत्री 


द्वारा घोषित पैकेज को कार्यान्वित नहीं किया गया _ 


था तो जगटी की ओर रूख किया गया। बीच में 
समुदाय को दिग्भ्रमित करने के लिए रिलीफ कमिश्नर 
कार्यालय की ओर से Expression of Interest फार्म, 
व बेरोजगारों के आंकडे एकत्रित करने के लिए 
फार्म जारी किए गए। 


सामुदायिक वक्ता ने जोर देकर कहा कि 
केन्द्र ओर राज्य सरकार को कश्मीरी विस्थापितों के 
पुनर्वास के बारे में संजीदगी के साथ विचार करना 
होगा। वापसी और रोजगार दो अलग-अलग विषय 
हैं इन्हें एक करने की भूल की जा रही है। कश्मीरी 
युवाओं के विशेष रोजगार की पैकेज में कम से कम 
पांच वर्ष की आयु में छूट दी जानी चाहिए | वर्तमान 
में राज्य में युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलळ 
1 नहीं हो रहे हैं, यही कारण है कि साढे चार लाख 
सरकारी कर्मचारियों में कश्मीरी पण्डितों की संख्या 
करीब साढ़े तीन हजार रह गई है। जो राज्य की 
कुल नौकरियों का एक प्रतिशत भी नहीं है। उन्होंने 
राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए विधान परिषद में 
कश्मीरी हिन्दू समुदाय से तीन सदस्यों को नामित 
किए जाने की मांग उठाई। साथ ही एक संसदीय 
तथा पांच विधान सभा सीटों का हक मिलने की भी 
वकालत की। उन्होंने कश्मीर में मंदिरों के संरक्षण 
के लिए प्रस्तुत बिल को पारित करने पर बल दिया 


तथा विस्थापित समुदाय का आह्वान किया कि वह 


अपने सदस्यों का वोट बनाए जो हमारा लोकतांत्रिक 
अधिकार है। उन्होंने महामाहिम राज्यपाल के साथ 
हुई बैठक का भी ब्योरा दिया। 


प्रस्तुतिः राकेश तुली 


VICHAR «42. 


छलावे की राजनीति से त्रस्त हें विस्थापित 


गत वर्ष लगभग छह महीने तक राजनीतिक 
अस्थिरता के कारण जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल 
शासन लागू हुआ था इसी बीच विधानसभा के 
चुनाव सम्पन्न हुए और अभी नई सरकार के गठन 
के लिए चुनाव परिणाम आने में एक दिन शेष था 
तो महामहिम राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने प्रधानमंत्री 
द्वारा कश्मीरी विस्थापितों की घर-वापसी और पुनर्वास 
पैकेजों की समीक्षा के लिए 26 दिसम्बर 2008 को 
राज्यपाल भवन में विभिन्‍न कश्मीरी संगठनों के 


यह सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री डा, मनमोहन 
सिंह ने कश्मीरी विस्थापितों की घर वापसी और 
पुनर्वास पैकेज की घोषणा किसी कश्मीरी विस्थापित 
सभा को सम्बोधित करते हुए नहीं की जैसे कि 
नवम्बर 2004 को उन्होंने विस्थापित कैम्प मूठी की 
जनसभा को सम्बोधित करते हुए इंटर मनिस्ट्रियल 
टीम (अंतर मंत्री परिषद्‌) की घोषण की थी, इस 
बार यह घोषणा अखनूर की जनसभा में की गई, 
जहां की जनता यह सुनने के लिए नहीं आयी थी। 


-मार्तण्ड की कलम से 


प्रतिनिधियों की बैठक बुलायी थी। बैठक का स्तर 
अतिविशिष्ट था | इसमें राज्यपाल के प्रधान सचिव 
बी.बी. व्यास, राजस्व और राहत के आयुक्त सचिव 
लोकेश झा, जनरल प्रशासन विभाग के कमिश्नर 
आयुक्त बशारत अहमद डार, राजस्व विभाग के 
विशेष सचिव जी एम राथर तथा रिलीफ कमिशनर 
जम्मू विनोद कौल उपस्थित थे। 


कश्मीरी विस्थापित समाज की ओर बैठक 
में आल स्टेट कश्मीरी पण्डित कांफ्रेस, पनुन कश्मीर, 
जम्मू कश्मीर विचार मंच, अखिल भारतीय कश्मीरी 
समाज, पीर पंचाल, अनंतनाग प्रबंधक कमेटी, आल 
इण्डिया कश्मीरी पण्डित कांफ्रेंस तथा जम्मू स्थित 
विभिन्न कश्मीरी विस्थापित कैम्पों के प्रतिनिधि शामिल 


थे। 


शायद कुछ प्रश्‍न उभारने या फिर किसी अन्य के 
आंगन में बेपर्दा करने की बात थी। 


तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने 
मुख्यमंत्री आवास पर कश्मीरी पण्डित समाज में 
अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया अवश्य था, 
जहां 'विचार' पत्रिका का यह संवाददाता भी गया 
था। उस बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आम 
समाज या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं से यह सुझाव 
आमंत्रित नहीं किए कि प्रधानमंत्री के समक्ष 
किन-किन मुद्दों को रखा जाना चाहिए वरन यह 
रेखांकित किया कि कश्मीरी पण्डितों के प्रतिनिधि 
जो बात गोलमेज कांफ्रेंस या फिर कार्यसमूहों में 
नहीं उठा सके वह बात हमने प्रधानमंत्री से कही है 
और हमारी बातों को लेकर ही वह अखनूर में 
घोषणा करने वाले हैं | यानी अपनी sha जमाना | 
VICHAR «43- 


मुख्यमंत्री आवास में हुई उस बैठक में 
शोरोगुल के सिवाय और कुछ नहीं था। केवल 
माइक एक - दूसरे से छीन कर स्वयं को “नेता” 
बनाने की होड़ थी। इस खंडित हो रही एकता पर 
तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस समुदाय पर तीखी 
प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी, जिसका उल्लेख करना 
अशोभनीय होगा। यह बैठक निरर्थक साबित हुई | 
उधर अखनूर में घोषणा हुई कि विस्थापितों की घर 
वापसी, घाटी में इस समुदाय के पुनर्वास, युवाओं 
के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने, रोजगार 
तथा छोडी गई सम्पत्ति के लिए 1618.40 करोड़ 
रु की पैकेज मंजूर की गई है। 


राज्यपाल की बैठक में कमिश्नर सेक्ट्री 
लोकेश झा ने इसी पैकेज का हवाला देते हुए कहा 
कि हाउसिंग, ट्रैज़िट (पारगमन) आवास तथा कृषि 
आदि के पुनरारंभ के लिए 8.35 करोड़ रु० की 
प्रथम किस्त जारी भी की गई | कश्मीरी विस्थापितों 
के पुनर्वास मुद्दे पर बहस में भाग लेते हुए जम्मू 
कश्मीर विचार मंच ने विस्थापित समुदाय की ओर 
से अपना जोरदार पक्ष रखा । जबकि पनुन कश्मीर 
के नेता सरकार की अकर्मणयता पर रोष व्यक्त 
करते हुए बैठक से चले गए। कितना अच्छा होता 
कि जगटी के टाउनशिप के उद्घाटन समारोह से 
पूर्व भी पनुन कश्मीर, पनुन कश्मीर मूवमेंट तथा 
आल स्टेट कश्मीर पण्डित कांफ्रेंस तत्कालीन 
मुख्यमंत्री की 'टी पार्टी' तथा बाद में टाउनशिय के 
उद्घाटन समारोह से भी वाकआउट कर गए होते 
तो आज परिस्थितियां कुछ और होती । 


राज्यपाल ने उस समय यह कहा था कि 
विस्थापितों की वापसी को लेकर कोई शीघ्रता नहीं 


की जाएगी, पर रोज़गार के मुद्दे के बारे में 
सरकार से बात की जाएगी। राज्य में नई सरकार 
के गठन के साथ ही राज्यपाल शासन की अवधि 
समाप्त हुई | 


सरकार बनें चार महीने हो गए पर न 
राज्यपाल महोदय के आश्वासनों को हमने पूरा 
होते देखा, न नई सरकार ने ही कोई सकारात्मक 
पहल की। केवल एक बात जुडी है कि रिलीफ 
कमीश्नर ने फार्मा की सूची में एक और नया फार्म 
निकाला जिसमें विस्थापितों से नवीनतम जानकारी 
मांगी गई | 


कश्मीरी विस्थापित युवाओं के भविष्य की 
नीव अतीत के आश्वासनों पर टिकी है, पर न तो 
प्रधानमंत्री की घोषणाएँ अभी फलीभूत हुई, न राज्यपाल 
ने ही सरकार से कोई आग्रह किया, राज्य सरकार 
भी चुप्पी साधे बैठी है, तो विस्थापित जाए तो जाए 
कहां, यह एक विचारणीय तथ्य है? विस्थापित 
वर्तमान और पूर्व सरकारों की छलावे की राजनीति 
से त्रस्त Èl 


“कोशुर सम्भाषण” में उत्कृष्ट प्रदर्शन के 
लिए पुरस्कृत होते चिरंजीव बंगरू 
(Rafe पृष्ठ -34) 


VICHAR 44° 


श्रद्धांजलि: प्रो. रामनाथ शास्त्री / प्रो. भूषण लाल कौल 


oS MM 


डोगरी के भीष्म पितामह प्रो. शास्त्री 

गत नी मार्च को डोगरी के भीष्म पितामह, 
डोगरी संस्था के संस्थापक, नाटककार, कवि, 
चिन्तक तथा पद्मश्री सम्मानों से सम्मानित प्रो० 
रामनाथ शास्त्री का निधन हुआ, वे 95 बर्ष के थे। 
में उन्हें तब से जानता हूँ जब 1984 में जम्मू 
विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी ग्राँट्स कमिशन 
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की ओर से डोगरी 
स्वर-विज्ञान पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ 
था। मैं कश्मीर से अकेला प्रतिभागी था | 


हम, देशबन्धु डोगरा, नूतन, आदि के साथ 
शास्त्री जी से करणनगर स्थित उनके घर पर मिले 
थे। वे एक सौम्य-मूर्त्ति, साधारण खद्दर का 
कुर्ता-पाजामा पहने हम से बतिया रहे थे। हमें 
Wem खिलाए गए और कार्यशाला के सम्बन्ध में 
बातें हुई | 

कार्यशाला के अन्त पर उन्होंने सभी डोंगरी 
लेखकों को आमंत्त्रित किया | हमें डोगरी की प्रथम 
पत्रिका ‘ag चेतना” की ५३ प्रतियाँ दी गईं | खेद है 
कि वह सब मेरी अन्य पुस्तकों के साथ उस समय 
जला दी गई जब कश्मीर में आस-पास के 
ग्राम-वासियों ने तेल छिड़कर मेरे रक्‍त से बना 
सुन्दर मकान जला डाला। यह घटना उस समय 
की है जब महान सन्त कवि नुन्द-ऋषि की चरारे 
शरीफ दरगाह जला दी गई थी। मेरे अन्य धर्मों के 
ग्रन्थ भी इस आग में स्वाह हुए थे। 


जब कश्मीर से निष्कासित होकर हमें जम्मू . 
मजबूर होकर आना पड़ा तो मैं ऊधमपुर से | 


साहित्यिक सम्मेलनों तथा गोष्ठियों में जम्मू 
आता-जाता रहता था। शायद ही कोई ऐसी 
साहित्यिक-सभा होगी, जिसमें शास्त्री जी उपस्थित 
न होते | वे प्रायः सभापति या मुख्य अतिथि के रूप 
में समारोहों में विराजमान होते। वे एक अच्छे 
वक्ता थे। मेरी कई बार उनसे उनके घर पर भेंट 
होती, मैं उन्हें अपनी नवीनतम पुस्तकें भेंट करता, 
वे चाय पिलाते और देर तक बातें होतीं | मुझे वे 
मुलाकातें आज तक याद हैं। 

शास्त्री जी, डोगरी भाषा को प्रचारित करने 
वालों में प्रथम स्तम्भ थे | वे विभिन्न स्थानों पर इस 
भाषा का प्रचार करने जाते। लेखकों को इकट्ठा 
करते और उनका हौसला बढ़ाते। शास्त्री जी मुझे 
अपना मित्र समझते और कभी-कभी अपने भाषणों 
में भी इसका जिक्र करते। उन्होंने 'बाबा जित्तो' 
नाटक लिखकर सामंत-शाही के जुलमों को नंगा 
किया। यह नाटक इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे 
जम्मू तथा यहाँ से बाहर कई नगरों और देश से 
बाहर भी 51 बार मंचित किया गया। 


प्रो० शास्त्री डोगरी भाषा के शब्द-कोष के 
प्रथम निर्माता रहे। वे कई वर्षों तक इस कार्य में 
सम्बद्ध रहे। वे हिन्दी में भी लिखते थे। उन्होंने 
डोगरी आदि भाषाओं में मूल्यवान पुस्तकें लिखीं | 

दे विस्थापित कश्मीरी लेखकों की प्रायः 
सभी सभाओं में पैदल चलकर आते थे। मुझे याद 
है कि एक बार प्रेस कल्ब में डा. क्षमा कौल 
(सुप्रसिद्ध हिन्दी उपन्यासकार) की एक पुस्तक का 
विमोचन हो रहा था। अपने अध्यक्षीय भाषण में 


VICHAR «45- 


शास्त्री जी ने कहा था “आप जितनी देर तक चाहो 
जम्मू में रह सकते हो, यहां आप सुरक्षित हों और 
स्वतन्त्रता से लिख सकते हो” | 


शास्त्री जी ने डोगरी की जो सेवा की है, 
उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता | यह सेवा 
सभी डोगरी लेखकों में सर्वोपरि है| उनका लेखन 
कार्य काफी विस्तृत है जिस पर लेखक लिखते 
रहेंगे। मैं इन दो vaca से इस महात्मा को 
श्रद्धञ्जलि अर्पित करना चाहता हूँ:- 


हर आँख अश्कबार है जाने से आपके 
पर मौत का मदावा कौन कर सका। 


सदा स्मरणीय व्यक्तित्व : प्रो. कौल 

जब मैंने Slo भूषण लाल कौल (डी० लिट) 
के निधन का समाचार सुना तो सुन्न सा रह गया | 
कई दिनों तक मुझे उसकी याद कचोटती रही। 


मै श्रीनगर में प्रो कौल को केवल नाम से 
जानता था, उन्हे देखा नहीं था | हां! एक बार 
उनसे 'अकुनन्दुन' के बारे में साहित्यिक नोक-झोंक 
हुई थी | जम्मू में वे प्रायः गोष्ठियों में तथा साहित्यिक 
सम्मेलनों में मिलते रहे। एक बार उन्होंने मुझे 
ऊधमपुर से अपने घर “पर्ण-कुटीर” बुला लिया 
था| साधारण घर, एक लम्बा पुस्तकालय, लेखक 
के बैठने का फंट्टा और अन्दर की ओर किचन | 
उन्होंने मुझे मेरी पुस्तक (त्योल) पर एक लम्बी 
समीक्षा थमा दी - विस्थापन की मर्मांतक पीड़ा: 
वक्षस्थल में चुभा खंजर'-यही था उसका शीर्षक | 
कई विषयों पर बातें हुई। समय बहता रहा। 


एक दिन श्री मुहम्मद यूसुफ टेंग ने मुझे 
फोन पर पूछा-श्री कौल की जो पठन शैली है 
(Paper reading) उसको अंग्रेजी में कया कहेंगे। 
मैंने कुछ शब्द बताए, किन्तु वे उनसे संतुष्ट नहीं 


हुए | 

कौल साहब एक साधारण व्यक्तित्व के 
मालिक थे। उनकी पत्नी के देहांत पर वे दुःखी तो 
बहुत हुए किन्तु एक वाणप्रस्थी जीवन की ओर 
अग्रसर होकर वे लगातर लिखते रहे और कश्मीरी 
तथा हिन्दी में उनकी पुस्तकों का विमोचन होता 
रहा। उनका जीवन खाना-पीना, ओढ़ना, बिछौना 
सब कुछ साहित्यिक लेखन ही रहा | उन्होंने कश्मीरी 
विस्थापन साहित्य को हिन्दी जगत तक पहुँचाने 
का सराहनीय कार्य किया। उनके बोलने (भाषण) 
में संगीत की लहरियाँ उठती थीं, जो श्रोताओं को 
घेरे रखती थीं | उन्होंने मेरे एक बच्चे के यज्ञोपवीत 
संस्कार पर “उपनयन” के समबन्ध में जो भाषण 
दिया उसे सुनकर सारा हाल चकित रह गया | 
गीता, भागवत, रामायण पर जो उन्होंने कथा - 
प्रवचन दिये, उनकी धूम मच गई | उन्हें कलचरल 
अकादमी के एवार्ड के अतिरिक्त रियासत से 
बाहर के कई सम्मान भी मिले। उन्होंने दरमाल में 
गोपी धाम की स्थापना की, जहाँ वे साहित्यिक 
सभाएं तथा कवि सम्मेलन आयोजित करते रहे | 


वे नॉग्यराय संस्था के प्रधान थे और इसके 
द्वारा उन्होंने कई नये लेखकों को उभारने का 
प्रशंसनीय कार्य किया | 


“ अश्कबार है हर आँख तेरे जाने पे ऐ कौल, 
पर मौत का इलाज कोई कैसे करे हाय!” 


अर्जुन देव मजबूर 
आरके विचार, 
गली न. 1 उदयवाला, जम्मू 


fele 


VICHAR °46 


श्रमशील लेखक प्रो, कौल 


तेजतर्रार वक्ता, अत्यन्त श्रमशील लेखक 
एवं आशुतोष जैसी प्रकृति वाले समीक्षक प्रोफेसर 
(डॉ.) भूषण लाल कौल उसी आकस्मिकता से 
हमारे बीच में से चले गये जिस आकस्मिकता से 
वे जम्मू-कश्मीर के साहित्य गगन पर उदित हुए 
थे | विश्वास ही नहीं होता कि प्रो. कौल का शरीर 
पंचत्व में विलीन हो चुका है। लगता है कि वे 
किसी धार्मिक संगठन के तत्वावधान में हो रहे 
समारोह में प्रवचन दे रहे होंगे, अपने बरनाई स्थित 
आवास 'पर्णकुटीर' के उस पुस्तकों से अटे कमरे 
में लिखने में तल्लीन होंगे या किसी पुस्तक के 


रमेश हांगलू, आर के 


जम्मू कश्मीर तथा देश की राजधानी दिल्ली में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा 
सामाजिक संगठनों ने स्व. प्रो. भूषण लाल कौल के आकस्मिक निधन पर उन्हें भावभीनी 
श्रद्धांजलि अर्पित की। "शोक सूचना” पृष्ठ पर निरंतर कई दिनों तक समाचार पत्रों में 
श्रद्धांजलियां WAS) रहीं। प्रो. कौल का अंतिम संस्कार 16 फरवरी को ही दिल्ली में निगम 
बोध घाट पर किया गया। जम्मू में उनका निवास तथा जनसाधरण में अधिक लोकप्रिय होने . 
के कारण शोक संतप्त परिवार ने शोक के दिन जम्मू में मनाने का निर्णय लिया। 


गत 25 फरवरी को प्रो. कौल का दसवां जम्मू में दरमाल स्थित मंदिर परिसर में मनाया गया 
जिसमें समाज के कई क्षेत्रों से सैकडों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आये हुए थे। इस 
अवसर पर विजेश्वर पञ्चांग के सम्पादक पं ओमकार नाथ शास्त्री ने “राम गीता” का पाठ 
किया | तत्पश्चात स्वामी कुमार जी तथा स्वामी प्राण नाथ भट्ट गरीब (भाईजी) ने श्रद्धांजलि 
अर्पित की। प्रो. कौल के परिजनों ने सब का आभार व्यक्त किया। इससे एक दिन पूर्व 
संजीवनी शारदा केन्द्र ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, जिसमें प्रो. प्राणनाथ 
तृच्छल, सर्वश्री महाराज कृष्ण संतोषी, पी एन शाद, जे एन सागर, प्यारे लाल पण्डिता, 
भट्ट, शांति लाल सिद्धा, कश्मीरी लाल भट्ट तथा डा. सुशील वातल, 
प्रो रमेश भट्ट तथा डा. महाराजकृष्ण भरत ने भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 


लोकार्पण समारोह में उस पुस्तक परं अपना wu 
पढ़ रहे होंगे | 

वैसे, प्रो. कौल सरीखे प्रतिभा के धनी 
व्यक्तित्व भले ही काया त्याग दें, वे अपने मित्रों, 
पाठकों एवं प्रशंसकों के हृदयों में सदा जीवित 
रहते हैं। जब भी हमें उनसे वार्तालाप करने का 
मन करेगा, हम उनकी लिखी किसी पुस्तक का 
अनुशीलन करेंगे | 

परम पिता परमात्मा दिवंगत प्रो. (डॉ.) कौल 
साहब की आत्मा को चिरशान्ति प्रदान करें | 
तथास्तु | 

- पृथ्वीनाथ मधुप 


VICHAR 47° 


श्रद्धांजलि : प्रो, भूषण लाल कौल 


जवाब कुस दियि 


-प्रेम नाथ “शाद' 


युस कुलुफ dur पानय दिथ थोव 


डाक्टर प्रोफेसर भूषण लाल कौल सॉब 
वौथ द्राव तु गव 
पोत नजर ति दिचन नु 
वुफ तुजिन 
ma कोडुन del 
युस सार्‍यनुय जूव जॉचन gu 
ऑखरी पडाव छु 
LII 
यि सोरुय सपुद wp जल्द 
जन तु अख ऑछ टिटुवारय 
हे! तॅम्य ea वोन मे 
सिरिफ अख qag sio 
'बु fay ofa दोह्य वापस 
चोन सोरुय 'बयो डाटा' 
BA फाइलि मंज 
यैक्या sig कनि टेबलस प्यठ' 
de वौन तु मे केर पछ 
मगर अथ पछि गव अदल बदल 
सु न आन तु न यियि वापस 
eee 
व्यन्य छि यि कथ स्यक्‌ 
जि तसुंदिस मकानस 


RAA अज या पगाह मुचरावनु 
मगर कोल सॉब॒न्य 
ग्यवन गँगराय गछि नु जांह कनन 
क क 
कमरन अंदर तरतीबदार तु बेतरतीब 
किताबन तु फाइलन हुंद ज़खीर 
अँलिमु अदकुब म्वलुल तु बेबहा सरमायि 
तिम व्यजुल्य, नील्य, क्रुहन्य कलम तु मारकर 
रोजन तस तपु रेशिस 
खबर कुतिस कालस 
वतु वुछान........ 
CEE 
wq बेहन जायि usu तँक्ययि 
तिम यादगॉरी तस्वीर 
"Hier तु प्रमान पत्र 
गछन हायि iv 
केम्य कूरनख 
त॒ Wa वाननख जॉज्य 
LIII 
तथ सरसब्ज तु शादाब बागस 
गछि सूर रंग 


VICHAR «48. 


ग्वलान तु मैरी गोल्ड 
प्यन हॅरिथ तु छॅनिथ 
अंबुकुल्यन प्यठ 
यिम जानवार गाश फ्वल्वुन 
faa चिरिव PRA 
सोज बुजनॉविथ 
कोल सॉबुन्य नेंदुर que ऑस्य 
करन दरवाजु ठसस इन्तिज़ार 
तसली गछूयक 
तु ग्यवन मात्मी राग तु अलाप 
ke 
भूषन लाल कोल 
पायि बौड दॉनिशवर तु नकाद, 
नामवर स्वखनवर, स्वखन फहम 
तु स्वखन शिनास 
बे बाक मुकॅरिर तु जबानदान 
यस फिकिरु फनुक बजट 
बागि ओस आमुत 
eon 
हेंद्ययुक त॒ माजि जैबि ege चुक्यदर 
कदावर तु ख्वशगुफतार कलमकार 
होस्लुमँदी सान 
जिंदगी जूवनच जिदुजहद 
करन वोल नफसियाँती मॉहिर 
मुफकिर तु खोलूस॒वोल इनसान 
लहरमारवुन सोंचि सेंद्र 


गव शांत 
तु पतु खामोश 
ean 
यि मा सूंचुन 
यिम यार दोस प्रशनसक, 
कदुरदान, तलबगार तु 
जॉन्यकार 
में अंदय-अंदय 
पोंपरिन्ये गथ दिवान ऑस्य 
मा गछन Wo 
तिहुंजन आशन मा लगि ग्रुहुन 
Rae 
यिम नामुकॅमल तहरीर 
गछना मुकॅमल 
तसुंज क्वसु cia किताब 
गछि इजरा 
गोपी दामस कुसमुचरि बर 
कुस करनावि सतसंग 
तति कुस करनावि 
दारमिक तु अदबी महफिलन 
हुंद संज 
यिथी ही व्वत्लन बे शुमार सवाल 


ह ह 


VICHAR +49: 


प्रतिस्मृति 


eo coco eT TEM Gn Sn S E O o E E rh 


एक समर्पित अनुसंधित्सु, तुलनात्मक अध्ययन के विशेषज्ञ : 
प्रोफेसर भूषण लाल कौल 


इस बार न कर्ही काले मेघ खण्ड ही थे, 
सूर्य भी अपनी प्रभा के साथ दोपहर के बाद आगे 
बढ़ रहा था। अभी तो सूर्यास्त की घड़ी भी नहीं 
आयी थी, अभी तो हमने सूर्यास्त से पहले का वह 
पूर्वाभास भी नहीं देखा था, न जाने भरी दोपहरी में 
यह केसी अंधड़ चली, कब अनहोनी के बादल 
छाये, कब सूर्य को काल चक्र ने ग्रस लिया, पता 
नहीं, पर जब बिजली अकसमात ही हमारे दिलों 
पर गिरी, तब तक हम छले गए थे, काल के क्रूर 
हाथों ने हमसे हमारे हृदयहार प्रोफ़ेसर (डा.) भूषण 
लाल कौल को छीन लिया था। उस समय समाज 
भारी मन से कराह उठा था, कि शाश्वत सत्य की 
यह कैसी क्रूरता कि बिना दस्तक दिए काल ने 
उन्हे हमसे पलक-झपकते ही छीन लिया। 


गत 16 फरवरी को यह दर्दनाक हृदय 
विदारक समाचार जब समाज में फैला, तो हरेक 
हतप्रभ, स्तब्ध-सा रह गया। समय की गति कुछ 
क्षणों के लिए थम-सी गई, इस दुखद समाचार की 
जानकारी मिलते ही मेरी तरह प्रत्येक उस प्रियजन 
की घिग्घी बंध गई, जिसे प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप 
से प्रो. कौल का सान्निध्य प्राप्त हुआ था। 


प्रथम द्रष्टया किसी ने भी इस दुखद समाचार 
को सच मनाने से इनकार कर दिया। यह एक 
ऐसी अनहोनी थी जिसे सभी सुनकर ठिठक गए 
थे, पर कोई भी इसे आत्मासात करने के लिए 
तैयार नहीं Sm] हम सभी को यही विश्वास था कि 
फरवरी को उन्हें दिल्ली से प्रस्थान कर अगली 
सुबह (17 फरवरी) जम्मू पहुँचने का कार्यक्रम है। 
पर अगली सुबह उनके देहावसान का समाचार 


-महाराजकूष्ण भरत 


एक दैनिक समाचार पत्र के 'निधन सूचना' पृष्ठ 
पर एक विज्ञापन के रूप में छपा, जिसे पढ़ व 
देखकर सभी भाव-विहवल हो उठे। मेरा एक 
आधार छिन्न गया, परिवार ने एक बहमूल्य सदस्य, 
समाज और राष्ट्र ने धर्म और संस्कृति के विरले 
प्रचारक तथा कश्मीरी और हिन्दी साहित्य ने 
तुलनात्मक अध्ययन के विशेषज्ञ, समर्पित अनुसंधि 
त्सु एवं लेखकों की नयी पीढ़ी ने हाथ थामने वाले 
एक विरले मार्गदर्शक को खो दिया। 

समाचार पत्रों में जब विभिन्न संगठनों की 
श्रद्धांजलियां छपने लगीं तो प्रो. भूषण लाल कौल 
के बहुआयामी व्यक्तित्व के कई पहलू सामने आने 
लगे | प्रो. कौल नॉगराय अदबी संगम, उद्धार ट्रस्ट, 
आनन्द नगर बोड़ी के चेयरमैन, पण्डित प्रेमनाथ 
शास्त्री शोध संस्थान, संजीवनी शारदा केन्द्र के 
नयासी, नागराद अदबी संगम, सतिसर विदुर मण्डल 
तथा सतीसर फाऊंडेशन के सदस्य भी थे। वे 
संजीवनी शारदा केन्द्र के पूर्व संस्थापक अध्यक्ष, 
केन्द्र के प्रकाशन विभाग के मुख्य सम्पादक तथा 
संजीवनी केन्द्र के महोत्सव समिति के अध्यक्ष भी 
थे! 


सम्पादन के क्षेत्र में प्रो. कौल कश्मीरी 
पण्डित सभा अम्बफला की द्विमासिक पत्रिका 
'क्षीरभवानी टाइम्स' के सम्पादक (कश्मीरी अनुभाग) 
तथा भगवान गोपीनाथ आश्रम की त्रैमासिक पत्रिका 
'शुद्धविद्या' के मुख्य सम्पादक भी थे) और अब 
उन्होंने जम्मू कश्मीर विचार मंच की पत्रिका 'विचार' 
के सलहाकार सम्पादक के रूप में कार्य करने पर 
भी सहमति दी थी। 


VICHAR *50* 


बहुमूल्य ज्ञान के रत्नों (लालों) आभूषणो से 
जड़े हुए प्रो. भूषण लाल कौल के व्यक्त्वि एवं 
कृतित्व के साथ कई विशेषण जुड़े हुए थे। वे एक 
सफल प्रोफेसर, समर्पित अनुसंघित्सु, कर्मठ 
सम्पादक, कुशल प्रशासक, सैनिक सी स्फूर्ति लिए 
उत्साही पर्वतारोही, परिश्रमी अनुवादक, तुलनात्मक 
अध्ययन के विशेषज्ञ, सहज समालोचक, धार-धार 
लेखनी में सिद्धहस्त, लोकप्रिय कथावाचक, मनमोहक 
गायक, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, मृदुभाषी तथा 
आतिथ्य सत्कार के लिए सैदव तत्पर रहते थे। 
बिना दायित्व ग्रहण किए विभिन्न साहित्यिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों को उनका 
सान्निध्य प्राप्त था, जिनमें उल्लेखनीय हैं - स्वामी 
कुमार जी महाराज, गीता सत्संग आश्रम (मूठी), 
कश्मीरी सहायक समिति (त्रिकुटा नगर), स्वामी 
नंद बब साहिब आश्रम (लाले दा बाग), स्वामी 
स्वयमानंद आश्रम माता उमादेवी मंदिर (मूठी), 
ज्येष्ठा प्रबंधक कमेटी (श्रीनगर), शारिका पीठ संस्था 
कश्मीरी भवन (सुभाष नगर) तथा स्वामी लक्ष्मण जू 
आश्रम (भगवती नगर) आदि | धर्म और संस्कृति के 
प्रचारक भी प्रो. कौल का सान्निध्य प्राप्त करने के 
लिए लालयित हो उठते थे। पं. ओमकार नाथ 
शास्त्री की पुस्तक 'हम और हमारे संस्कार', श्रीमती 
बिमला रैना की आलोचनात्मक कृति 'ललद्यद मेरी 
दृष्टि में, भगवान गोपी नाथ ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
कश्मीर की संत परम्परा' तथा अंग्रेजी में एस एन 
पण्डिता द्वारा लिखित 'कश्मीर हिन्दू संस्कार-एक 
अध्ययन' पुस्तकों में अपना उल्लेखनीय योगदान 
दिया | आनंद स्वामी प्राणनाथ Ae गरीब (भाईजी) 
पर उन्होंने लिखा और उनके द्वारा आयोजित 
धार्मिक समारोह में भी जाते रहते थे। 

प्रो, कौल अपने जीवन काल 3 


निष्कामकर्मयोगी की भांति कर्म पथ पर चलते रहे | 


वे सच्चे आर्थों में एक संत पुरुष थे। दरमाल 
(डाकखाना मूठी) स्थित उनका आवास पर्णकुटीर 
के नाम से सुशोभित है। आज भी मुख्य द्वार पर 
लिखा उनका नाम भीतर होने का एहसास दिलाता 
$1 जब भी प्रायः हम उनके पास जाते थे तो वे 
स्वर लहरियो से हमारा स्वागत करते थे, पास 
बिठाते, कुछ प्रसाद भी देते, अपनी दिनचर्या के 
बारे में बताते और कुछ गहन अन्तस में चुभी बातों 
को भी उद्घाटित करते थे। उन्होंने कभी भी अपने 
विरोधियों का अहित नहीं चाहा। जिन्हें प्रो. कौल 
की आलोचनाएं पचती नहीं थीं, या फिर वे उनकी 
आलोचनाओं का मूल्यांकन पूर्वाग्रह अथवा तटस्थ 
भाव से करते थे, वे अवश्य ही ऐसे विद्वानों पर 
हमसे चर्चा करते थे, पर जब सहमति के स्वर 
लिए वही विद्वान प्रो. कौल की शरण में किसी 
साहित्यिक पत्रिका या फिर पुस्तक परिचय लिखवाने 
के लिए आते थे, तो कभी भी प्रो. कौल उन्हें निराश 
नहीं करते थे। समाज को समरस बनाने का 
उनका उद्देश्य था, वे सब के लिए एक जैसे थे 
क्या हिन्दू क्या मुसलमान | जातिगत भेदभाव से 
ऊपर उठकर उन्होंने जहां हब्बाखातून, सूफी शायर 
शमस फकीर, समद मीर, अब्दुल्ल अहद जरगर, 
फाजिल कश्मीरी आदि पर लिखा वहीं दीनानाथ 
कौल 'नादिम' मास्टर जिंद कौल, रुप भवानी, पं. 
कृष्ण जू राजदान, पं प्रकाश राम कुरगानी तथा 
कवि परमानंद पर भी अपनी चिंतन दृष्टि दी। 
साहित्यकार के पास तो समदृष्टि, समभाव रहता 
ही है, उसके लिए उतना विशेष व्यक्ति नहीं रहता 
जितना लेखक तथा उसका लैखन। 


ge आकस्मिक नहीं था। इसके पीछे प्रो. 
कौल के अतीत का अनुभव व परिश्रम था | उन्होने 
विस्तृत शोध प्रबंध लिखकर कश्मीर विश्वविद्यालय 
से डी. लिट्‌ की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध 


VICHAR +54. 


प्रबंध का विषय था- 'आधुनिक कश्मीरी काव्य की 
मुख्य प्रवृत्तियाँ (सन 1850 — 1970ई०)' | यह 
विड़बना ही है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को नौ वर्षों 
तक मूल्यांकन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि 
कश्मीर विश्वविद्यालय से यह प्रथम डी लिट्‌ की 
उपाधि दी जानी थी और इसका श्रेय एक कश्मीरी 
पण्डित अनुसंधिन्सु को जा रहा था | काफी परिश्रम 
के बाद उन्हें सितम्बर 2001 में डी लिट की 
उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रो. कौल उन 
दिनों कहा करते थे कि 'सुनने में आया था कि 
भेरी थीसिस को पाक अधिकृत कश्मीर भी भेजा 
गया है, शायद किसी को यह आशंका थी कि इसमें 
किसी समुदाय के विरुद्ध कुछ लिखा तो नहीं 
गया |" उल्लेखनीय है कि इस थीसिस में निर्धारित 
कालावधि के प्रतिनिधि कवियों की कृतियों की 
मुख्य प्रवृत्तियों को रेखांकित किया है। 


राष्ट्रीय चिंतनधारा में अपना योगदान देने 
के लिए प्रो. कौल ने हिन्दी कवि बालकृष्ण शर्मा 
नवीन' तथा कश्मीरी कवि गुलाम अहमद 'महजूर' 
के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सन 
1968 में पीएच-डी की उपधि हेतु अपना 
शोध प्रबंध कश्मीर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर 
विभाग में प्रस्तुत किया था। 


पांच सितम्बर 1941 को पण्डित दामोदर 
कौल के परिवार में जन्में प्रो. कौल ने 1957 में 
दसवीं, 1959 में इन्टरमिडेट, 1961 में स्नातक 
तथा 1963 में एम. ए. (हिन्दी) की परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में प्रथम स्थान लेकर उत्तीर्ण की। अपनी 
योग्यता के बल पर केवल दो वर्षा के मध्य में 
अगस्त 1965 में वे कश्मीर विश्वविद्यालय के 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के प्राध्यापक नियुक्‍त 
हुए। इसी विभाग में उन्होंने 37 वर्षों तक क्रमशः 
प्राध्यापक (अगस्त 1985-मार्च 1978), रीडर (अप्रैल, 


STOTT TTT ° SS ——————————TRRUUURURRMRMURRMAU S 


1978-30 मई 1987), प्रोफेसर (31 मई 1987 से 
2001) के नाते एम. ए. के विद्यार्थियों को भाषा 
विज्ञान व हिन्दी साहित्य की अन्य विधाओं को 
पढ़ाया, वहीं उनके मार्गदर्शन में श्रीमती विजय 
मोहनी कौल (1976), शैलजा भारदाज (1985), 
आशा तिक्कू (1986), नीलम मैगजीन, कुमारी जी 
सूरी तथा दुर्गा जी बख्शी समेत छह शोधार्थियों ने 
पीएच. डी का शोध प्रबंध प्रस्तुत किया | उल्लेखनीय 
है कि विस्थापन के बाद प्रो. कौल 1989 ई० से 
2001 तक जम्मू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से 
जुड़े रहे तथा अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य 
करते रहे। इस बीच 10 जून 1989 से केवल तीन 
quí के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभागाध्यक्ष भी रहे जबकि 2001 में जम्मू में एक 
प्रोफेसर के नाते सेवानिवृत हुए। 


सामूहिक विस्थापन के दंश और पत्नी श्रीमती 
मोहनी कौल के देहावसान ने प्रो) कौल को भीतर 
तक झकझोर कर रखा दिया। उनकी तुलनात्मक 
अध्ययन की विशेषता, अध्ययन-अध्यापन के वर्षा 
के अनुभव मुखर हो उठे। लेखनी उनके लिए 
वेदना से VARA का सशक्त माध्यम बर्नी | अब 
उन्होंने किसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए नहीं 
बल्कि समाज में नई पौध की विशेषताएं उभारने, 
उनका हाथ थामकर उन्हें दिशा प्रदान करने के 
लिए लेखनी उठाई | कश्मीरी-हिन्दी भाषा साहित्य 
पर एक गहरी पैठ के कारण उन्होंने जहां वरिष्ठ 
लेखकों के रचना-संसार पर सारगर्भित निबन्ध 
लिखे, वहीं नवोदित लेखकों, अनछुए ऐतिहासिक 
धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर भी विस्तार से 
लिखा | 


(अगले अंक में जारी) 


LE 


VICHAR *52* 


गतिविधियां 


प्रस्तुति: डा. भरत, 


कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को संजोने 
का उद्देश्य लेकर संजीवनी शारदा केन्द्र अपने 
मार्ग पर अग्रसर है। जहां केन्द्र महाशिवरात्रि तथा 
शारदा अष्टमी के अवसर पर समाज की व्यापक 
भागीदारी सुनिश्चित करते हुए भव्य समारोहों का 
आयोजन करती है वहीं युवाओं, मातृशक्ति के 
उत्साहवर्द्धन तथा उन्हें कार्यों में जोड़ने के लिए 
प्रयासरत है। 


2-12-08 


गुरु गद्दी की वर्षगांठ पर विशेष 


गुरु तेगबहादुर जी के बलिदान दिवस एवं 
गुरू ग्रंथ साहिब जी की गुरू गद्दी की 300 वीं 
वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दो दिसम्बर 2008 को 
शारदा भवन, आनंद नगर बोडी में एक विशेष 
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि 
विश्वविद्यालय के प्रो. नरेन्द्र सिंह इस समारोह के 
मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कश्मीर के 
इतिहास पुरुष पं कूपा राम दत्त के योगदान पर 
प्रकाश डालते हुए शिक्षाविद्‌ एवं लेखक डा. 
महाराजकुष्ण भरत ने कहा कि पं कूपा राम कश्मीर 
के ऐसे महान विद्वान, राष्ट्र को समर्पित ऐसे व्यक्तित्व 
थे, जिन्होंने मुस्लिम आततायियों की क्रूरता से 
हिन्दू जनमानस की सुरक्षा के लिए गुरु तेगबहादुर 
के समक्ष गुहार की। यह वही पण्डित कृपा राम 
दत्त थे, जिन्होंने गुरु तेगबहादुर के अनुरोध पर 
उनके सुपुत्र गोविन्द राय को दीक्षित किया था, 
बाद में यही गोविन्द राय गुरु गोविन्द सिंह के नाम 
से जाने गए। इन्हीं पं« कूपा राम दत्त ने कूपा सिंह 


बनकर गुरु महाराज की सेना में शामिल होकर 


चमकौर साहिब के युद्ध में बलिदान दिया। 


25 जनवरी, 2009 


विस्मृत शहीदों का स्मरण 


इस बार संजीवनी शारदा केन्द्र ने देश 
विभाजन के समय 1947 में शहीद हुए उन विस्मृत 
शहीदों को याद किया, जो अतीत के धुंधलके में 
कहीं खो गए थे। इस काल खण्ड में 21-22 
अक्तूबर 1947 की मध्य रात्रि को कबाइलियों ने 
मुजफफराबाद की ओर चढ़ाई शुरू की थी और 27 
अक्तूबर तक वह नृशंस हत्याएं कर आगे बढ़ते गए 
जब तक कि भारतीय सेना श्रीनगर नहीं पहुंची | 
इस संग्राम में मुजफफरबाद, बारमुला, कुपवाड़ा, 
सोपोर, उड़ी, महूरा, शारदा गांव, टिक्कर, हंदवाड़ा 
आदि क्षेत्रों में खून की होली खेली गई | 25 जनवरी 
2009 को टी एन पण्डिता की अध्यक्षता में आयोजित 
इस श्रद्धांजलि समारोह में जम्मू कश्मीर नेशलिस्ट 
मूवमेंट के कनवीनर डा. के एन पण्डिता (शारदा 
गांव), श्री जवाहर लाल भट्ट (गुशी), श्री सर्वानन्द 
(टिक्कर, 80 वर्षीय) डा. एम टी कृष्ण धर (लंगेट, 
हंदवाडा) आदि ने दर्दनाक घटनाओं का ब्योरा 
दिया कि किस प्रकार कबायलियों ने लूटखसूट की 
तथा हिन्दुओं का कत्लेआम किया | ब्रिगेडियर सुचेत 
सिंह इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। पाँचवी 
कक्षा के आयुष त्रकरू ने “मैं पराजित पीढ़ी का हूँ 
ही नहीं, क्यों मैं अपनी हार यूँ ही मान लूँ” गीत 
गाकर सब को भाव-विभोर कर दिया। मंच संचालन 
राधेश्याम तथा सोमनाथ रैणा ने किया। 


20 फरवरी, 2009 
महाशिवरात्रि का सामूहिक पर्व 


गत 20 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन 
पर्व पर संजीवनी शारदा केन्द्र द्वारा विशेष धार्मिक 


VICHAR ‘53° 


एवं सांस्कृतिक सभा का आयोजन शारदा भवन में 
किया गया था। कैलाश धाम के पीठादीश स्वामी 
दिव्यानंदजी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में 
उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर 
के मुख्य महा डाकपाल श्री दीपक बुदकी ने की। 
प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर कई सांस्कृतिक झलकियों 
का प्रदर्शन किया जाता था पर चार दिन पूर्व 
महोत्सव समिति के अध्यक्ष रहे तथा नौ वर्ष तक 
संजीवनी शारदा केन्द्र के संस्थापक अध्यक्ष प्रो. 
भूषण लाल कौल के आकस्मिक निधन पर समारोह 
को सादे ढंग से मनाया गया तथा प्रो. कौल की 
आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की 
गई | केन्द्र ने महाशिवरात्रि पर्व से पूर्व समाज में 
भगवान शिव का प्रेरणा चित्र भी वितरित किया। 


वर्ष प्रतिपदा, वि- 2066 (27 मार्च 2009) 
नवरेह समारोह 


इस बार नवरेह के आगमन पर नगरोटा, 
मिश्रीवाला तथा मूठी में नववर्ष के समारोह आयोजित 
किया गए, यह एक अनुपम प्रयास था, जब केन्द्र 
ने बोडी से बाहर अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित 
किए। 
शारदा कक्षाएं 


प्राचीन शारदा लिपि का अक्षर ज्ञान कराने 
के लिए केन्द्र शीघ्र ही शारदा लिपि के 
विशेषज्ञों की व्यवस्था कर कक्षाओं का आयोजन 
करने जा रहा है। 


| जम्मू कश्मीर विचार मंच | 


गत एक दशक से भी अधिक समय से 
जम्मू में भी सक्रिय जम्मू कश्मीर विचार मंच 
समय-समय पर समाज की Asst को टटोलते हुए 
अपने अनुभव एवं कर्तव्यपरायणता के बल पर 
समाज को दिशा प्रदान करने का प्रयास करता आ 
रहा है। समसामयिक परिस्थितियों का अवलोकन 


करते हुए जम्मू कश्मीर विचार मंच ने विभिन्न 
प्रदर्शनों, प्रेस कांफ्रेंसों का आयोजन किया है और 
करता रहा है | 

विगत वर्षों से समाज की एक प्रमुख मांग 
यह भी रही है कि कश्मीर में मंदिरों तथा तीर्थ 
स्थलों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण के परिप्रेक्ष्य में 
राज्य सरकार कानून बनाए और गत वर्ष विपक्ष में 
रहते हुए नेशनल कांफ्रेंस ने एक संजीदा पहल भी 
की थी, जिसे तत्कालीन राज्य सरकार ने यह 
कहते हुए ठुकराया था कि विधानसभा में वह मंदिर 
बिल प्रस्तुत करेगी। सरकार द्वारा यह पहल करने 
के साथ-साथ ही सरकार भी गई | 

वर्तमान सरकार नेशनल कांफ्रेंस की बन 
गई, भले ही उनसे आंकडे पूरे करने के लिए 
उनके साथ कांग्रेस भी है। इस बार मंदिर बिल 
प्रस्तुत तो की गईं पर पारित न हो सकी। अब 
अगले सत्र में इस बारे में शायद फिर प्रयास किए 
जाएंगे लेकिन कुछ एजेंसियां इस और संलग्न हैं 
कि यह बिल पारित नहीं होनी चाहिए | इस ओर ६ 
यान देते हुए जम्मू कश्मीर विचार मंच ने fae 
गनसभा में विभिन्न पार्टियों के विधायकों से भेंट कर 
उनके समक्ष मन्दिर बिल के पक्ष को रखने का 
बीड़ा उठाया है तथा उनसे समर्थन की मांग की | 


प्रो० गुप्ता से भेंट 


सर्वप्रथण जम्मू कश्मीर विचार मंच का 
प्रतिनिधिमण्डल श्री अशोक कंगन की अध्यक्षता में 
भाजपा विधायक दल के नेता तथा पूर्व केंद्रीय 
राज्य मंत्री Wo चमन लाल गुप्ता से उनके आवास 
पर मिलने गया | प्रो० गुप्ता के समक्ष मंदिर बिल 
की संवेदनशीलता तथा मुख्य बिंदुओं को रखा 
गया | उन्होंने अगले सत्र में भी मंदिर बिल के 
समर्थन में बोलने का आश्वासन दिया। प्रो. गुप्ता 
प्रथम सत्र में भी मंदिर बिल तथा अनंतनाग का 
प्राचीन नाम बदले जाने के सम्बंध में विधानसभा में 
प्रखरता के साथ बोले थे | प्रो. गुप्ता समय-समय 
पर विस्थापित कश्मीरी पण्डितों की यथास्थिति को 


VICHAR *54* 


EC 


प्रेस द्वारा बयान करते आ रहे हें | 


इस बीच विधानसभा सत्र के दौरान पी. डी. 
पी. के विधायक द्वारा अनंतनाग के प्राचीन नाम को 
बदले जाने का जो आपत्तिजनक मुद्दा उठाया था, 
उस पर प्रो० गुप्ता ने जहां विधानसभा में अनंतनाग 
के नाम परिवर्तन के बारे में अपना विरोध जताया 
वही विचार मंच के प्रतिनिधिमण्डल से भी इस 
विषय पर खुल कर बात की। 


नेशनल कांफ्रेंस के नेता महबूब बेग ने भी 


जम्मू कश्मीर विचार मंच के प्रतिनिधिमण्डल को 
यह आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी यह बिल 
पारित करने का प्रयास करेगी | 


महाशिवरात्रि का पर्व 


विचार मंच द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व दिल्ली में 
मनाया गया, जिसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अंतिम रंगीन 
चित्र पर दी गई है। इससे पूर्व दिल्‍ली तथा जम्मू 
में व्यापक पैमाने पर संगठन ने समाज में तीन 
पृष्ठों का कैलण्डर वितरित किया। 


तृतीय विश्व कश्मीरी पण्डित 
सम्मेलन 


गत 11 —12 अप्रैल 2009 को पुनन कश्मीर 
के संयोजक डा. अग्निशेखर के नेतृत्व में जम्मू 
विश्वविद्यालय के जोरावर सिंह प्रेक्षागृह में दो 
दिवसीय तृतीय विश्व कश्मीरी पण्डित सम्मेलन का 
आयोजन किया गया है। युवाशक्ति, मातृशक्ति 
तथा वरिष्ठ बुद्धिजीवियों तथा नामी कलाकारों ने 
भाग लेकर सम्मेलन को गरिमा प्रदान की। 


उद्घाटन सत्र में शारदा सम्मान प्रदान 
करने के बाद प्रसिद्ध चित्रकार श्री गोकल डेम्बी 
की पैंटिंग्स तथा डा. वेद कुमारी घई की पुस्तक 
“सूर्यशतक' का विमोचन किया गया | मुम्बई की 
महानगरी की चकाचौंध से आये प्रसिद्ध अभिनेता 
श्री अनुपम खेर ने भी कश्मीरी विस्थापितों की 


दयनीय दशा तथा उनके अधिकारों की बात उजागर 
की। 


दो दिन के छह सत्रों में 'आतंकवाद के 
शिकार कश्मीरी पण्डितों', 'जम्मू तथा लद॒दाख से 
भेदभाव की नीति', 'कश्मीरी पण्डित महिलाएं 
निर्वासन में चुनौतियां', तथा gat पीढ़ी के समक्ष 
आ रही चुनौतियों- जैसे विषयों पर विभिन्न वक्‍्ताओं 
ने विचार व्यक्त किए | 


'जम्मू उद्घोषणा दस्तावेज' के द्वारा सम्मेलन 
का समापन हुआ। सम्मेलन में प्रवेश निर्धारित 
शुल्क के माध्यम से था तथा भोजनादि की व्यवस्था 
प्रेक्षागृह के बाहर परिसर में की गई थी। देशभर के 
कई प्रदेशों से प्रतिनिधि भी आए हुए थे। फिर एक 
बार पनुन कश्मीर में एकता की पहल की गई, जब 
डा. अग्निशेखर के साथ पुनन कश्मीर से अलग 
होकर पुनन कश्मीर मूवमेंट गठित करने वाले श्री 
अश्वनी wp भी एक ही मंच पर दिखे। अभी भी 
उन्हें तीसरे साथी के रूप में डा. अजय up की 
प्रतीक्षा है जो पुनन कश्मीर का अलग अस्तित्व 
बनाए हुए विपरीत दिशा में जा रहे हैं। 


इस सम्मेलन में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
एवं कवयित्री डा. क्षमा कौल ने तीन बिंदू उभारते 
हुए कहा कि स्त्रियों की यह विशेष जिम्मेदारी है 
कि हम अपने बच्चों में सर्वनाश की स्मृतियां रोप 
दें, क्योंकि सर्वनाश की स्मृतियां ही हमारी घर 
वापसी के लिए ईंधन का कार्य करेंगी। दूसरा, 
शत्रुओं से लड़ने के लिए व्यक्ति चाहिए, बुद्धि से 
लड़ना है हमें, तो कौन लड़ेगा, .इस पर पुरुषों 
और स्त्रियों को सोचना होगा। हमारे समुदाय में 
संतानोत्पत्ति न होना घातक है, विनाशकारी है। घर 
में कम से कम दो बच्चे होने चाहिए। उन्होंने 
विदेशी विद्धान का संदर्भ देते हुए कहा कि स्त्रियों 
के ही गर्भ हमें विजय दिलाएंगे। डा. क्षमा कौल ने 
अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सड़कों 
पर आने का आहवान किया। उन्होंने कहा की 
स्त्रियों में भी जन-जागरण की आवश्यकता है | 


VICHAR ०55० 


1 2050 Sr >> कह ANS Ay 


| जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट मूवमेंट | 


जब वोट का हक मांगने पर मिली जेल 


गत वर्ष परिस्थिति के गर्भ से उत्पन्न जम्मू 
कश्मीर नेशनलिस्ट मूवमेंट किसी नए संगठन के 
रूप में अपनी पहचान बनाने के उद्देश्य से नहीं 
बना है वरन कश्मीरी समाज में सामूहिकता का 
बोध जगाने के लिए कार्यशील है | गत वर्ष अक्तूबर 
के मास में इसकी प्रथम बैठक गांधी भवन में 
आयोजित की गई थी तथा दूसरा एकत्रीकरण 
कश्मीरी पण्डित सभा अम्बफला में सम्पन्न हुआ 
था | उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार श्री अमरनाथ 
यात्रा संघर्ष समिति में विभिन्‍न संगठनों ने अपनी 
सहभागिता दर्ज कर एक सफल आन्दोलन चलाया 
था, उसी प्रकार कश्मीर विस्थापितों के बीच भी 
विभिन्न संगठन न्यूनतम सांझा कार्यक्रम बनाकर 
दो-तीन बिंदुओं पर सामूहिकता से प्रदर्शन करें। 
श्री अमरनाथ भूमि आन्दोलन में सक्रियता के साथ 
कश्मीरी विस्थापितों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर 
इस जनान्दोलन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभायी थी जिसे बाद में संघर्ष समिति के 
पदाधिकारियो और विशेषकर संयोजक ने भी सराहा 
था| यह अलग बात है कि एकता का दम भरने 
वाले कई प्रमुख संगठन इस सामूहिक मंच (JKNM) 
पर आने से कतरा गए और कुछ चलते-चलते 
खिसक गए। 

जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट मूवमेंट ने संघर्ष 
के बिंदू समाज के समक्ष रखते हुए इस वर्ष के 
प्रारम्भ से सामूहिक आन्दोलन की शुरूआत की। 
करीब 25 संगठनों की सहमति के बाद बनें संघर्ष 
के बिंदू निम्न हैं, 
१. विस्थापित कश्मीरी पण्डितों के लिए मतदान 
की प्रक्रिया को सरलीकूत कर एम-फार्म को रद्द 
कराना, मतदाता सूचियों में शतप्रतिशत कश्मीरी 
पण्डित मतदाताओं के नाम दर्ज करवाना। 


२. कश्मीरी विस्थापितों के अधिकारों के संरक्षण, 
समस्याओं के निदान और मांगों को उजागर करने 
हेतु राज्यस्तरीय विकास बोर्ड का गठन हौ । 
३. कश्मीर में मंदिरों तथा तीर्थ स्थलों के 
संरक्षण के लिए विधान सभा में लायी गईं बिल 
पारित होने के लिए संघर्ष करना। 

नेशनलिस्ट के पदाधिकारियों ने जहां दिल्ली 
में 30 मार्च, 2009 को मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष 
चुनावी प्रक्रिया से सम्बंधित अपने बिंदू रखे, उससे 
पूर्व 23 मार्च को जम्मू में भी राज्य के मुख्य 
चुनावाधिकारी के कार्यालय के बाहर वोट के 
अधिकार से वंचित रखने की अपनी बात रखी थी। 

जब ज्ञापनों, सामन्य प्रदर्शनों के बावजूद 
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य के चुनाव 
अधिकारियों ने आश्वासन देने के बावजूद उचित 
मांगों पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया 
तो एक बार फिर 30 अप्रैल को मूठी के मतदान 
केन्द्र से अपेक्षित दूरी रखते हुए मूवमेंट ने मतदान 
प्रक्रिया के सरलीकृत की मांग उठाकर प्रदर्शन 
किया। इस बीच चुनाव आयोग का पुतला फूकने 
की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकरियों की भीड़ को 
तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने जमकर 
लाठियां भाजी | इनमें मूवमेंट के कुछ कार्यकर्ता 
हताहत भी हुए। 

यह कैसी विडम्बना है कि घाटी में चुनावी 
प्रक्रिया का बहिष्कार करने वालों के प्रति नरम 
रवैया और जम्मू में चुनाव प्रक्रिया के समर्थन में 
उतरे विस्थापितों की जमाकर पिटाई के बाद जेल 
भेज दिया गया। मूवमेंट के चार कार्यकर्ताओं, 
जिनमें सुरेन्द्र अम्बारदार, सुरेन्द्र, सुनील व अमित 
शामिल है को दिनभर दुमाना थाने में रखा गया 
था, जिन्हें बाद में देर रात रिहा किया गया | 


ede 


VICHAR *56* 


Starred AQ No: 11 


GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR 
CIVIL SECTT. REVENUE DEPARTMENT 


Sh. Prof. Chaman Lal Gupta 
will the Government pleased to State :- 


ह uestion 


L- — 


a) Community wise, the total 
No. of Kashmiri Migrant 
families registered at 
different places and amount | 
of Relief paid to them 
annually. | 


mmm य | - 


a) The community wise details of registered Kashmiri Migrants within the State are 
as under: 


Others 


SNo. Place Hindu Muslim Sikh Total 
1. Jammu 33351 2231 1701 02 37285 
2. Delhi - - - - 19338 
3: Other - - - - 1995 
States 

4. TOTAL = 58618 
The breakup of 37285 families registered at Jammuis as under: 
é Relief category : 16568 

Non relief category 20717 ‘as one family member of such 


families is either Government employee or are drawing pension. more than Rs. 
4000/- per month.) 


The annual expenditure on Account of payment of relief to Kashmiri Migrants for 
the year 2007-08 and 2008-09 (ending January 2009) is as under: 


Year 2007-08 = Rs. 68.55 Crores 
Year 2008-09 = Rs. 59.51 Crores (Upto 31st. Jan.2009) 


b) The number of migrant | 
families' registered from 
within Jammu region and the 


steps taken for their| b)  RationattherateofAtta9kg and Rice 2 kg (Total 11 kgs.) 
rehabilitation; c) 10963 of K. oil per family per month. 
| d) CashAssistance of Rs. 300/- per month per cattle for purchase of fodder. | 


a) 958 families consisting of 5264 souls belonging to Jammu province have 
been registered at different places viz Jammu, Reasi, Udhampur, Ramban. These 
families are being provided assistance as per following scale:- 


c) Whether Rs. 2800 Crore 
Action plan was chalked out 
for settlement of Kashmiri 
Migrants in the valley, if so, 
the present status of the said 
Action Plan. 

d) The total No. of Govt. 
Employees who migrated 
from the Kashmir Valley, of 
them, the number of 
employees retired or expired 
so 1 310 

8) The number of Kashmiri 
Migrant Youths who have 
been provided jobs in 
Kashmir, if not, the reasons 
thereof. 


c) No. Sir, 


d) Itis estimated that the time of migration there were 17876.employees working 
with different Government and semi Governement organizations (including 
Government of India) and so far nearly 10000 employees have retired on 
superannuation. 


e) There is no separate provision for providing jobs to Kashmiri Migrants in the 
valley. The migrant Youth have to participate in the normal recruitment process 
alongwith others. The recuritment agencies like Public Service Commision and 
State Recruitment Borad have appointed 774 Kahsmiri Pandit Migrant against 
Gazetted / Non-Gazetted posts since 1990 and after their appointment they are 
being posted in different areas mostly in Valley. 


L 


Dy. Secretary to Government 
Revenue Department. 


———À 


Sdi - 
Minister Incharge 
Revenue Department . 


प्रत्येक वर्ष जम्मू कश्मीर विचार मंच राजधानी दिल्ली में सामुहिक शिवरात्रि का महोत्सव मनाता आ 
(हा B, इस बार इसका आयोजन एक मार्च को किया गया,था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट 
Fate के संयोजक डा. काशी नाथ पण्डिता ने की। इस अवसर पर भाजपा के नेता ए, एस. अहलूवालिया 


| मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मंच का संचालन विचार परिवार की सम्पादिका श्रीमती सुनीता रेणा 
पण्डित ने किया । 


इस अवसर पर ख्यातनाम हिन्दी लेखक एवं कवि श्री पृथ्वी नाथ मधुप तथा सम्पादक, कावि एवं लेखक 
श्री टी एन धर कुंदन को प. कृष्ण जू राजदान सम्मान, पूर्व डी एस पी स्व. शेली.सिंह को मरणोपरांत शौर्य 
पुरस्कार तथा चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे डा, WOT GRY एवं डा. अश्वनी पण्डिता को श्ीर्य भट्ट 


पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कोशुर सम्भाषण पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बच्चों को पुरस्कृत किय 
गया। 


सामुहिक महाशिवरात्रि के पर्व पर इस बार कश्मीरी तथा हिन्दी के समालोचक एवं अनुसंधित्सु प्रो. 
भुषण लाल कौल को भी पंन कृष्ण जू राजदान सम्मान से अलंकृत किया जाना था। अपने दिल्ली प्रवास के 
दौरान दस फरवरी को उन्होंने विचार मंच के प्रतिनिधिमण्डल के समक्ष अपनी स्वीकृति भी दी थी पर काल को 
यह मंजूर नहीं था। इस समारोह से पहले ही 16 फरवरी को रेक्टम केसर के आप्रेशन के बाद वे कभी सचेत 
नहीं हो पाए, हमसे सदा के लिए बिछुड़ गए। उल्लेखनीय हैं कि इस समारोह में भाग लेने के लिए उन्होंने 
आपरेशन की तिथि को मार्च तक टालने की भी बात रखी थी, पर शायद समय को यह स्वीकार्य नहीं था। 
कश्मीर विचार मंच ने दिल्ली के इस समारोह में प्रो, कौल के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह भी 
घोषण कि अगले वर्ष प्रो. कौल को प; कृष्ण जू राजदान के सम्मान से अलंकृत किया जाएगा और उनका 
यह सम्मान ग्रहण करने के लिए उनके परिजनों को आमंत्रित किया जाएगा। 

महाशिवरात्रि के इस भव्य समारोह को विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री त्रिलोकी नाथ राजदान तथा 
दिल्ली में संगठन के अध्यक्ष अजय भारती ने भी सम्बोधित किया। 


